


[ आधुनिक ब्रज-भाषा की मौलिक रचनाओं का संग्रह | 


६ प्रयाग विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा की पाज्य-पुस्तक ) 


सम्पादक 


शयबहादुर, पंडित शुकदेवबिद्दारी मिश्र, बी. ए., एल-एल बी. 
डाक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, एम. ए., डी. लिट. 


प्रकाशक 


सरस्वती प्रकाशन मन्दिर, 
जाजंटाउन, इलाहाबाद 


तृथ्वीय बार ] २००४ | मूल्य २॥) 


मुद्रक--सुशीलचन्द्र बसा 
सरस्वती प्रेस, 


जाजंटाउन, इलाहाबाद ! 


प्राकूप्रवचन 


आधुनिक हिन्दी-काव्य का अत्यभिराम आराम बस्तुतः दो विभिन्न 
विभागों में विभक्त है। प्रथम विभाग तो महाभाग बजभाषा का काव्य 
कुंज-पुंज है “ओर द्वितीय नवोदीयमान खड़ी-बोली का वह काज्य-कानन 
हे, जिसमें कियत काल से ही कलाकारों ने रम्य रचना का श्रीगणेश 
किया है ओर अमी केवल कुछ ही नव्य-भव्य काव्य-द्रुम रमाये और 
जमाये हैं । 

प्रथम विभाग के भी स्थूल रूप से दो उप-विभाग किये जा सकते 
हैं। एक तो प्राचीन-परिपाटी के ही सर्वथा समीचीन सा है और दूसरा 
कुछ अवाचीन विशेषताओं का अपने रंग-दंग से आभास लिये हुए 
नवीन । दोनों विभागों में आय॑ कार्य हो रहा है, दोनों में सुन्दर सुमनों का 
विकाश-प्रकाश है ओर दोनों में अपनी-श्रपनी रुचिर रोचकता है | 

साधारणतया हम ब्रज-भाषा के इस काव्योपवन को आधुनिक ब्रज 
भाषा-साहित्य कह सकते हैं| साथ ही इनका प्रस्फुटन-प्रारम्भ स्थूल रूप 
से भारतेन्दु बाबू इरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ से ही मान सकते हैं । अतएब 
कहना चाहिए कि श्रभी केवल अ्रध शताब्दी का ही समय इसके प्रारम्भ 
प्रसार को हुआ है। इन ५० वर्षो के समय को हम दो मुख्य भागों में 
इस प्रक्कार रख सकते हैं :-- 

पूवाध-काल--जो स्थूलतया संत्रतू १६४७ ( सन्‌ श्य६० ) से 
संबत्‌ १६७२ ( सन्‌ १६१५ध्‌ ) तक आता है।' 

'ऊत्तराघ-काल--जो लगभग संवत्‌ १६७२ ( सन्‌ १६१५ ) से 
संबत्‌ १६६६ ( सन्‌ १६४२ ) या आज तक आता है। 

यद्यपि यह सत्य है कि भारतेन्दु बाबू के ही समय से इस ऋ/षनिक 
ब्रज-मापा-काब्य का अथ होता है, तथापि इस संग्रह में उन्हें इसलिए 
छोड़ दिया गया हे कि स्वर्गीय पंडित+राम्चन्द्र शुक्ल त था रावराज! 


( २ 9 


डाक्टर श्यामविदह्दी जी मिश्र जेपते इमारे ताहित्य-मर्महों तथा शआान्नो 
चकों ने उन्हें - प्राचीन ब्रज-माषा का अ्रन्तिम महाकवि मान रक्‍्खा है । 
“हिन्दी नवरत्' से यह बात सर्वथा स्पष्ट सी हो जाती है । ऐसी दशा में 
इस श्राधुनिक ब्रज-माषा-काव्य का प्रारम्मिक सुकवि इमने भारतेन्दु के 
ही समकालीन तथा परमप्रिय मित्र पंडित बदरीनारायण जो चोघरी 
ध्रेमघन! को माना है औ्रोर इस संग्रह में उन्हें सब्रसे प्रथम स्थान दे 
रक्‍्खा है । 'प्रेमथन! जी भारतेन्दु बाबू से केवल ५ वर्ष ही छोटे थे । 
इस प्रकार वे ही उनके पश्चात आते हैं । 

भारतेन्दु बाबू की रचनाश्रों से यह स्पष्ट है कि वे सत्काव्य के लिए, 
ब्रज-भाषा को ही श्रधिक उपयक्त समझते थे | उनकी सभी सुन्दर, सरस 
और उत्कृष्ट रचनाएँ बज-भाषा में ही हैं। हाँ साधारण रचताएँ--नाट क 
अ्ादि में--खड़ी बोली में हैं। इससे यही शांत होता है कि उनके विचार 
से ब्रज-भाषा ही सत्काव्य के लिए उपयुक्त है। उनका यह विचार उस 
समय सर्वथा समीचीन भी था; क्योंकि उस समय तक त्रन-भाषा दी 
सत्काव्य-साहित्य की एक मात्र सवप्ान्य ब्यापक भाषा थो | खड़ी बोली 
का काव्य-क्षेत्र में बस्तुतः सच्चा संचार भारतेन्दु बाबू ने दी किया है ओर 
उसको ओर सुकवियों का ध्यान स्वयमेव पथ-प्रद्शन कराते हुए उन्हों ने 
आकर्षित किया है। उनसे द्वी प्रभावित द्ोकर उनकी मित्र-मंदल्ी के 
कतिपय कविवरों ने खड़ी बोली में भी रचनाएँ कीं ओर इस प्रकार खड़ी 
बोली को काव्य के क्षेत्र में श्रागे बढ़ाने का सफल प्रयत्न किया । 

भारतेन्दु बाबू को जिस प्रकार खड़ी बोली को बहुत कुछ निखार- 
बिखार कर काव्योचित बनाने का श्रेय प्रात है, उसी प्रकार ब्रज-भाषा 
परिमाजित को तथा सुसंस्कृत करने का भी है । उन्होंने ही कहना क्ट६ए 
कि इस काल में, ब्रज-माधा का एक ऐसा रूप रक्‍्खा जो समय 
उगेर-उर्भाज की परिवर्तित दशा के अनुकूल ठद्दरा और जो प्राचीन ब्रत- 
भाषा का एक नये रंग-ढंग से निखारा हुआ साहित्यिक रूप होकर फि 
आगे चलने में सफल हो सका | 


( है ) 


भारतेन्दु बाबू ने ऐसा करने में प्रथम तो प्राचीन जज-भाषा का 
परिशोधन किया-- उसमें से बहुत से ऐसे शब्द और प्रयोगादि हटा दिये 
जो बहुत घिस कर साधारणतया जनता के प्रयोग से दूर हो छुके थे भ्रौर 
केवल परम्परा के पालनाथ ही रक्‍खे जाते थे | साथ ही ऐसे शब्दों तथा 
वार्क्याशों को भी उन्होंने छोड़ दिया जो प्रयोग-बाहुल्य से श्रति-सुखद भी 
न रह गये थे, बरन्‌ केवल कवि-परिपाटी के ही आधार पर व्यर्थ के लिए. 
प्रयुक्त किये जोते थे ओर जो बहुत कुछ अपनी भाव-व्यंजकता भी खो 
चुके थे। बहुघा ऐसे शब्दों का प्रयोग इधर के साधारण कबि बिना उन 
के अथादि के जाने ही कर दिया करते थे, इसी प्रकार उन्होंने उन पदों 
और वाक्यांशों को भी बिलग कर दिया जिनमें विशेष अथ्थ-गम्भीरता 
ओर भाव-व्यंजकता न थी । 

इसके अनन्तर उन्होंने अजभाषा के ज्षेत्र में नव्य-भव्य भाव-व्यंजक 
झोर रस-राग-रंजक पदों तथा प्रयोगों का सुन्दर समावेश भी कर दिया 
जिससे त्रजभाषा में नवीन स्फ़ूर्ति ओर शक्ति श्र गयी--उसमें नवजीबन 
का सुसंचार हो चला ओर वह फिर सबल ओर सजीव होने लगी । 
भारतेन्दु बाबू का अनुसरण उनके समकालीन तथा मित्र कवियों ने भी 
बड़ी सफलता-पूवक किया | 

इस समय से पूव ब्रजभाषा के काव्य-कला-काल का अवसान-युग 
चल ॒ रहा था; किन्तु इस समय व्रजमाषा-काब्य के ज्षेत्र में काव्य-कला- 
कॉशल का कोई विशेष प्राधान्य एवम्‌ प्राबल्य न रह गया या। काव्य में 
अलकारअ्चातुय्य॑ का भी विशेष प्राचुय्यें न पाया जाता था। यद्यपि 
तत्कालीन कबियों के समक्ष काव्य के लिए कोई विशेष सामग्री न रहे 
गयी थी--केवल प्राचीन परम्परागत भक्ति, *्ट गार आदि सम्बन्धी कुछ 
विशेष वि चार-घाराएँ अवश्यमेव थीं--किन्तु उनमें भी मौलिकोद्धावना 
के लिए. बहुतु कम स्थान बचा था। कला-काल की मुक्तक-रचना का 
बाहुल्य-प्रावल्य इस समय भी विशेष रुप में रहा | इसी के खाथ समस्् 
पूर्ति की प्राचीन प्रथा अवश्यमेव बड़ी प्रवलता और शतअचुरदा के साथ 


( ४) 


चलती रही । यद्यपि इपे आश्रय देने वाले अंतर वेसे राज-दरचार तो न 
थे तथापि साधारण जनता में इसका प्रचार-प्रसार पूर्ववत हं। हो रह्य था| 
काव्य-रचना के केन्द्र भी इस समय न तो विशेषतया राज-दरबारों 
में ही थे और न प्रमुख तीर्थ-स्थानों अथवा ऐपे ही अ्रन्य स्थलों में ही 
रह गये ये । काव्य-रचना-केन्द्र इस समय प्रायः नगरों में िखर चुके थे 
ओर काशी, कानपुर जैसे प्रमुख नगरों में कवियों के कुछ ऐसे संगठित 
समाज भी बन गये थे, जिनके द्वारा समय-समय पर कवि-सम्मेलनों के 
आयोजन किये जाते थे और कबि लोग उनमें उपस्थित होकर समस्या- 
पूति के आधार पर मंज्रु मुक्कक रचनाओ्रों द्वारा मनोरंजन करते थे । ऐसी 
समस्या-पूर्तियाँ प्रायः पुस्तकाकार प्रकाशित भी हो जाती थीं। यद्यपि एबी 
दशा के कारण काव्य-साहित्य का कोई सुन्दर प्रबन्ध न हो रहा था-न 
तो प्रतन्ध काव्य के ही ज्षेत्र में श्लोर न मुक्तक काव्य में ही-तथापि 
काव्य-कला ओर सम्रस्या-पूर्ति की प्रथा किसी रूप में जाप्रत अवश्यमेत 
थी | यह स्मरणीय है कि ऐसी दशा में कवियों के द्वारा काव्य-शात््र 
ओर छुन्द शास्त्र दोनों की मान-मर्यादा की यथेश रक्षा अवश्य हो रद्दी थी, 
किसी प्रकार भी न ता इनकी अवदेज्नना ही की गयी थी और न रचना- 
व्यवस्था ही बिकृत हो रही थी | 
इस काल में प्रायः मक्ति-काव्य की ही विशेष प्रबलता रद्दी--ओऔर 
उसमें भी कृष्ण काव्य का ही प्राधान्य रहा | राम-भक्ति और निर्गण- 
काव्य एक प्रकार से शूत्य से हो रहे । ऋूवु-वर्णशन आर प्रकृति-चित्रण 
की ओर अवश्यमेत्र पर्याप्त ध्यान दिया गया । इन दोनों क्षेत्रों भ॑ भी 
कोई मंजु मोलिक विशेषता का सम्तावेश नहों सका; प्रायः प्राची 
परिषाटी के आधार पर श्रलंकार योजना के साथ साधारण श्र 
वर्णन ही किया जाता रहा | यह अवश्यमेत्र ध्यान देने के योग्य /हैँ कि 
भारतेन्दु बाबू श्लोर उनके कुछ अनुयायी मित्रों ने काव्यनज्ञेत्र में एक 
“सन शैली के प्रचार करने का प्रयत्न किया । काव्य के प्रबन्ध और 
मुक्कक नामक जो भेद किये गये हैं, उनमें से किसी के भी अन्तर्गत इस 


( £ 9) 


नयी शैल्ली के काव्य को नहीं रक्खा जा सकता। ईंसीलिए इम इसे 
'निबन्ध-काव्य? की उंज्ञा देते हैं । इससे हमारा तात्पय ऐसी काव्य-रचना 
से है, जिसमें कवि किसी एक विषय पर निबन्ध के रूप में अपने भावों 
ओर अपनी भावनाश्रों को अभिव्यक्त किया करता है। भारतेन्दु बाबू का 
उमुना-वणन इस प्रकार के निबन्ध-काव्य का अ्रच्छा उदाहरण है | 

इस प्रकार की काव्य-रचना के भी मुख्यतया निम्नांकित रूप होते हैं: - 

अलंफ़त--जिसमें कवि वश्य वस्तु का वन कल्पना-सम्बन्धी 
उत्पेंज्ञा, सन्देह, रूपक आदि अलंकारों के श्राधार पर करता है। इसमें 
पस्तु-वणन तो प्रायः गौण सा किन्तु कल्पना-कौशल और अलंकार- 
चमत्कार प्रधान सा रहता है । 

वर्शुनात्मक--जिसमें कवि वरण्य वस्तु का वर्णन चित्रोप्मता के 
साथ यथातथ्य रूप में करता है। इसमें प्रायः स्वाभावोक्ति की ही 
प्रधानता रहती है । 

अन्याक्तेसूल्नक--जिसमें वण्य वस्तु के वन के द्वारा अभीष् 
अवश्य वस्तु का शान कराया जाता है। इसमें प्रायः भाव की ही प्रघा- 
'नता रहती है। 

च्क्त- वेचिज्य-सूलक--जिसमें वण्य वस्तु के सम्बन्ध में युक्ति- 
चमत्कार-चातुय्य-युक्त उक्ति वेलक्षस्य श्रथवा कुतृहलकारी कथन-कोशल 
अकट करते हुए कवि अपनी वचन-विदग्धता का परिचय देता है । 

यद्यपि और भी कई रूप इस प्रकार की रचना के देखे जाते हं 
किन्तु वे इतने उल्लेखनीय, प्रचलित और प्रधान नहीं हैं | यद्यपि वत्न- 
थाषा-काव्य-क्षेत्र में यह नव-परिपाटी विशेष रूप से प्रचलित तो न हो. 
सकी, किन्तु इसने खड़ी बोली के काव्य-त्षेत्र में इस प्रकार की रचना 
ने वालों के लिए पथ प्रदशन का काय अ्रवश्यमेव अ्रष्छा किया | 

इस काल में भक्ति-काल सम्बन्धी गीत-कब्य की परम्परा यद्यपि 
अच्छे रूप में आगे न बढ़ सकी, किन्तु उसका नितान्त लोप भीनहो 
सका और कवियों ने सुन्दर पदों की भी रचना की-यजपि अधिक मप्ना 


(६ 9 


में नहीं। कुछ कवियों ने तो स्ली-सर्माज ओर गायक-समाज में भी गाये 
जाने के योग्य भिन्न-भिन्न प्रकार के रागों और विविध रागनियों वाले 
गीत ( गायन ) भी लिखे। उदाहरण में पंडित प्रताप नारायण पिश्र 
श्रौर पंडित बदरीनारायण चौधरी के गायन लिये जा सकते ई | वस्तुतः 
यह काय भी आवश्यक ओर सराहनीय था, किन्तु खेद है, सफलता- 


पूर्वक और आगे न बढ़ सका । 
इस काल में रीति ग्रन्थों की रचना का भी काय प्राचीन परिपार्ट 


के आधार पर न्यूनाधिक रूप से चलता रह्ा--यद्यपि इसमें भी बहुत 
कुछ शियिलता सी रही । कई रीति-ग्रन्थ इस समय में रचे तो गये, किन्तु 
उनमें कोई विशेष मोौलिकता न श्रा सकी | थोड़े ही समय म॑ पतद्मचवद्ध 
'रीति-अन्यों के स्थान पर गद्यात्मक रीति-गअन्य तैयार हो चले। एक 
विशेष बात इस काल में यह श्रौर हुई कि लक्षणु-यन्थों के ओदाहइर णिक 
भागों में कुछ कवियों ने नूतनता का कुछ सं चार किया--नायक-ना यिका - 
भेद में कुछ नयी बातें समाविष्ट की गयीं | इरिश्रोघ जी के द्वारा रस- 
कलस' में 'देश-प्रमिका', 'सम्ाऊ-सेविक? आदि नायिकाश्रों के नये भेद 
इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार इस काल में नाट्य-शास्त्र के नियम भ॑ 
छन्द-बद्ध किये गये ।& यह काय्य सम्भवतः पहले विशेष रूप में न हुआ 
था। इस प्रकार इस ज्षेत्र में भी, कह कहते हैं कि, यदि अधिक लंतोष- 
प्रद नहीं तो साधारणतया सुन्दर ही काय्ये हुआ है । 

. इस काल में यों तो अन्य पूबवर्ती कालों की प्रमुख रचना-शेलियाँ 
न्यूनाधिक रूप में चलती ही रहीं, तथापि श्रधिक प्रचलित केवल कविज्ञ- 
सवैया-शैली, दोहा-शैली, रोला-शैली और विविध-छन्द-रीली ही विशेष 
रूप में रही हैं। इनमें से कवित्त-रचना-शेज्ी में 'रक्नाकर! तथा सरस” 
जैसे कुछ कवियों ने नव्य विशेषता उत्पन्न की और कविच के पाउ-प्रवाह् 
अथवा गति का ऐसा परिष्कार किया कि वह त्वरा गति और मन्थर गाते 
दोनों में समान रूप से चलन सके | कहना चाहिए कि इस कोल में 


उरलंब: ३३३»... 3पसक सनर-तमपकक तन ++॥5+३ल्‍साकए+ मकान 4 





$ इक्टर 'रसालः-कृत नाथ्य-निर्णय उल्लेखनीय है। 


( ७ 9 


क वित्त, रोला तथा दोहा तीन छुन्दों को जैत्यघिक प्राचुय-प्राधान्य प्रात 
हुआ। सवैया छुन्द श्रति-सुखद ओर मधुर ढ्ोता हुआ भी इनके समक्ष 
अधिक प्रचलित न हुश्रा । अच्छे-श्रच्छे कवियों ने भी द्रस छुन्द का 
बहुत हो कम उपयोग किया है । 

सबसे बड़ी विशेषता इस समय काब्य-क्षेत्र में यह देखी जाती 
है कि प्रबन्ध और मुक्तक नामक दोनों काव्यों को मिलाते हुए कवित्त- 
छुन्द के द्वारा 'एक ऐसी नवीन प्रकार की काव्य रचना शैली उठायी 
गयी, जिसमें एक साधारण घटना अ्रथवा कथा भी चलती रहती है' 
ओर रचना का प्रत्येक कवित्त मुक्तक के समान सबथा स्वतः पूर्ण ओर 
स्वतन्त्र भी रहता है । 'उद्धव-शतक' और “अभिमन्यु-बध! इसके सुन्दर 
उदाहरण हैं । 

इस काल में कुछ कवियों ने ननन्‍्ददास-कृत मँवर-गीत का भी सफल 
अनुकरण किया, परन्तु कुछ आधुनिकता के साथ । सत्यनारायण 'कबि- 
रत्ञ' का 'भ्रमर-गीत' इसका अच्छा उदाहरण है। विविध छुन्दात्मक 
शेली के लेकर अभी हाल ही में 'देत्य-बंश' जैठी दे।-एक पुस्तकें सामने 
आयी हैं, जिन्हें सफल प्रबन्ध-काव्य के अन्तगंत रकखा जा सकता है । 

प्राचीन सप्शती अथवा छतसई शैली, जे बीच में बहुत-कुछ रुक 
सी गयी थी, इघर, नवल स्फूर्ति के साथ फिर आगे बढ़ी श्रोर इसके 
आधार पर “वीर-सतसई” और 'ब्रज-सतसई' जैसी दे। तीन प्रमुख सतसइयां 
ब्रजभाषा-काव्य-सदन में आ गयीं । साथ ही शतकद्बव ओर शतकत्रय 
की पर्याटी भी कुछ प्रचलित हुई श्रौर श्री दुलारेलाल जेसे दो-एक 
कवियों ने इसके आधार पर अपनी दोहावलियाँ प्रकाशित कीं। शतक- 
पद्धति के आधार पर इसी प्रकार 'उद्धव-शतक', अभिमन्यु-वध' जैसे- 
(पूरे सै छुन्द न देकर सौ से कुछ अधिक छुन्द देने को प्राचीन-परिपाटी 
का अनुसरण करते हुए) दो-एक सुन्दर काव्य लिखे गये | 

इसी के साथ 'रत्नाकर? जी ने अष्टक और पंचक रचना-परिपा्टियों 
से भी आठ-आठ ओर पाँच-पाँच कबवित्तों के स्तवके बना मिन्न-मिन्न- 


( ८ ) 


विषयों पर रुचिर रचनाएँ की “किन्तु इस प्रकार की परिपाटियों का प्रचार 
ग्रभी तक विशेष रूप से नहीं है सका । ब्रजमाषा की गत अ्रथवा पद- 
शैली का यथपि इस काल में इतना प्राचुय्य अथवा प्राबल्य नहीं रहा 
तथागयि इसका नितान्त लोप भी नहीं हुआ । अमघन , सलनारायरए 
श्रौर 'वियोगी इरि' आदि कवियों ने इस शैली में पर्याप्त तथा अच्छी 
रचनाएँ की हैं । 
बत्रणभाषा के कृष्ण-काव्य-च्षेत्र में आद्योगन्त प्रबन्ध-काव्य का एक 
प्रकार से अमाव सा ही रहा है। इस काल में कुछु कवियों ने इस ओर 
अच्छा ध्यान दिया है और कृष्ण-काव्यान्तगंत लीला-काव्य को भी 
कृतिपय सरस और सुन्दर रचनाएँ हुई हैं। यह अवश्यमेत्र सत्य है कि 
प्रधानता प्रायः मुक्कक-काव्य की ही रही है | 
कृष्णा-काव्य में उद्धव-गोपी संवाद एक बहुत ही महत्वपूण और 
प्रमुख-प्रसंग रह्य है, क्योंकि इसी के अश्रन्दर वेष्णब-सिद्धान्त तथा भक्ति 
सिद्धान्त का बड़ी मार्मिकता और रसात्मिकता के साथ विवेचन आर 
स्पष्टीकरण किया गया है | हिन्दी-कृष्ण-काव्य का यह प्रसंग यद्यपि विशेष 
तथा भागवत पर ही समाधारित है, तथापि इधर के कुछु कवियों ने इस 
में आध्यात्मिकता तथा ता्िकता को समुनज्नत करते हुए बहुत-कुछ 
मौलिकता के समावेश करने का प्रश॒त्त प्रयत्ञष किया दे । यह मोंलिकता 
ग्रधिकांश में यद्यपि भाव-प्रकाशन रीति में दी पायी जाती है तथापि इस 
का यह तात्पय्य नहीं कि वरण्य वस्तु अथवा विषय के आकार-पश्रकार 
-अथवा रूप-रंग में केवल प्राचीन परम्परा का ही न्यूनाधिक अ्न्वानुकरण 
किया है, वरन्‌ कह सकते हैं कि वरय॑ विषय में सैद्धान्तिक विशेषता लाते 
हुए भी उसे नव परिषानों से सुसज्जित कर दिया है तुलनात्मक ष्ठसे 
देखने पर यह बात सबथा स्पष्ट हो जायगी। प्राचीन कवियों के द्वाफ्” जो 
कुछ इस विषय पर लिखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए यदि 'रत्ञाकर 
और 'सत्यनारायण” की एतद्‌ विषयक रचनाएँ देखी जायें तो यह शञात 
हंगा कि इनके जेंसे कवियों के द्वारा इधर की श्रोर बड़े वाग्वैदग्ध्य के 


| ( 6 ) 
है 

'साथ भावों और भावनाश्रों में भी दूघनता का संचार किया गया हैं& | 

इसी के साथ यह भी कहना यहाँ अप्रासंगिक न होगा कि डाक्टर 
त्रिपाठी जेसे पंडित कवियों ने कृष्ण-काव्य के उन अंशों और नायक 
नायिका-सम्बन्धी उन भावों और भावनाओं पर भी उस आध्यात्मिक 
ओर मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के साथ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है 
जिसके कारण इधर के कुछ वे आलोचक अन्यथा कथन करते हैं जो 
'इन मार्भिक रहस्यों से सर्वथा परिचित नहीं हैं + । 

इस काल में जिस प्रकार खड़ी गेल्ली के कवियों ने निबन्ध-काव्य- 
रचना की एक नयी परिपादी चलाई उसी प्रकार ओर सम्मवतः सब्न से 
प्रथम वब्रजमाषा के कवियों ने उसी निब्रन्ध-काव्य की सुन्दर ओर सरगाह- 
नीय रचना की। निबन्ध-काव्य से इमाग तात्यय्यं उस काव्य से है जिसमें - 
किसी प्राकृतिक दृश्य तथा वस्तु आदि पर कवि काव्योचित रूप-रंग के 
साथ पद्मात्मक निन्नन्ध या लेख सा लिखता है| पंडित श्रीधर पाठक की 
'काश्मीर सुषमा, लाला भगवान दीन का 'रामगिरय्याश्रम' ओर मेघस्वा- 
गत, सत्यनारायण जी का 'वसन्त-स्वागत' जेसी रचनाएँ इसके उदाह- 
7ण-स्वरूप में ली जा सकती हैं। 

सूदम कहानी या सूदम कथा-क्राव्य--[ 80% +६079- 
]00९॥79ए ) की जो परिषार्टी आाचीन कवियों ने मुक्तक-्काव्य के ज्षेत्र में 
निखारी और बिखारी थी, उसी पारपाटी के आधार पर इस काल में भी 
अनेक कवियों ने सुन्दर रचनाएँ की हैँ । 

इस काल में भी यद्यपि सम्ती रसों पर न्यूनाधिक रूप में कवियों ने 


22 अ/ककतात++०प ५५ 2 


#नाट--'रसाल जी? की इस विषय की रचनाश्रों में मामिक मोलि- 
कता है और चातुय्य॑-चमत्कारमयी वचन-विदग्घता के साथ ही भावों 
में नवीनता तथा वर्णन विशेषता है । 

यद्यपि इस संग्रह में डाक्टर जिपाठी ओर डाक्टर रसाल को ऐसी 
स्वनाएँ विशेषतया नहीं दी गयीं, क्योंकि वे गूढ़ और गम्भीर दोने के 
कारण बी० ए० के विद्यर्थियों के लिए दुरूह और उत्कृष्ट हैं। 


( १० ) 


रचनाएँ की हैं, किन्तु प्राचीन सिद्धान्तानुसार प्रधानता ओर प्रचुरता 
प्रायः थंगार, शान्त (भक्ति ) और वीर रसों को ही मिली है। पूव-काल 
में सतसई-शैल्ली का उपयोग शंगार, भक्ति ओर नीति-काव्य के ही क्षेत्रों 
में विशेष रूप से हुआ था, जिसके उदाहरण हैं:--तुलसीदास की दोहा- 
वली, बिहारी की सतसई और रहीम और वृन्द आदि की सतसइयाँ । 

इस काल में कुछु कबियों ने तो इस शेज्ञी का उपयोग इसी रूप में 
किया, किन्तु श्रन्य कवियों ने अन्य रसों में भी सतसइयों लिखी ई 
वियोगीहरि ने वीर रस को प्रधानता देकर वीर-सतसई लिखी जो अपने 
ढंग की एक ही रचना है | पंडित रामचरित उपाध्याय की जन्न-सतसई 
तथा दुला रेलाल की दोहावली भी इसी प्राचीन परिपाटी की सूचिका है। 
भूषण आदि ने पूव काल में वीर-काब्य को राष्ट्रीयता के रँग में रंगने 
का जो स्मरणीय श्रोर श्रनुकरणीय काय्य किया था; उसी का अनुसरण 
करते हुए इस काल में भी कुछ कवियों ने राष्ट्रीय वीर-काव्य लिखा है, 
जिसमें भूषण आदि की अपेक्षा आधुनिक राष्ट्रीय-मावना और स्वदेशा- 
नुराग का सच्चा और सुन्दर स्वरूप अश्रधिक मिलता है। 

इस काल के प्राथमिह भाग में तो प्रयः रचना-शेज्ञी और विचार- 
धारा में कोई भो विशेष परिवर्तन नहीं हुआ--प्रायः प्राचीन विषय प्रच- 
लित प्राचीन परिषाटी के ही आधार पर न्यूनाधिक विशेषता के साथ 
लिखे जाते रहे | बहुत कुछ अंशों में तो ऋतु-बर्णन, नायक-नायिका[- 
चित्रण ओर भक्ति तथा धर्म-सम्बन्धी विचार कवियों के लिए व्यापक 
विषय से ही रहे औ्रोर इन्हीं में थोड़े-बहुत अ्रन्तर-प्रत्यन्तर के साथ कब्र 
लोग अपनी-श्रपनी लेखनी चलाते रहे | काव्य-ऋला में भी उनके द्वारा 
कोई विशेष नव्य-भव्य कोशल न विकसित किया जा सका | इसीलिए 
भाव, कल्पना श्रीर कल्ला-कोशल की दृष्टि से भी तत्कालीन रचनाएँ बहुत 
साधारण भेणी की ही ठहरती हैं । बहुतों में तो प्राचीन परम्परागत प्रच- 
लित भावों का पिष्टपेषण मात्र ही है; किन्तु इधर की श्रोर रत्ाकर”, आदि 
कवरयी के द्वारा काव्य में अवश्यमेब-भावोत्कर्ष की बृद्धि हुई हैं श्रोर साथ 


( श ) 


ही काव्य-कला-कौशल की भी सफल सिद्धि से उसकी समृद्धि बढ़ी है । 
उक्ति-वैचित्य श्रोर वाग्वैदध्य के साय ही साथ इनख़वियों के द्वारा 
काव्य में विशद-व्यंजकता ओर रचना-रंजकता का भीं सराइनीय 
समावेश किया गया है। अ्रथ-गास्मीय्य तथा कॉमलकान्त पद-लालित्य 
की श्रोर भी इधर के कवियों ने अ्रपेकज्ञाकृत अधिक ध्यान दिया है। न 
केवल इन' का ध्यान काव्य की रसात्मिकरता के द्वारा रागात्मिक बृत्ति के 
उत्तेजित करने की ओर ही रहा है वरन्‌ अलंकार आदि के चारु- 
चमत्कार-चातठ॒य्य से कोतुक-कुतूइल-प्रियता की मनोबूृत्ति के भी उद्दीक् 

करने तथा तज्जन्य आनन्द की ओर ले चलने की ओर भी बढ़ा दे | 
इसके साथ द्वी भावों की सूछमता, विचारों की गूढ़ता या गम्मीरता 
और सैद्धान्तिक मार्मिकता से काव्य को शअत्युस्कृष्ट बनाने की ओर भी ऐसे 
कवियों ने सफल ओर सराहनीय प्रयत्न किया है । हिन्दी और संस्कृत के 
काव्यों की परम्पराश्रों के लेते हुए भी इधर के कवियों ने अन्य ( अंग- 
रेज़ी, उदू , फारसी आदि ) साहित्य की भी ऐसी विशेषताओं से लाभ 
उठाने का उद्योग किया है, जो ह्िन्दी-साहित्य में सब प्रकार श्रबाध रूप 
से सरलतया समाविष्ठ की जा सकती हैं और उसमें अधिक रम्यता तथा 
आवशगम्बता भी ला सकती हैं । 
इसी से सम्भवतः कवियों के प्राचीन काव्य-कोंतुक के लाने का 
( जिसका मुख्य उद्द श्य कुतृहलानन्द का देना दी है ) विशेष अवसर नहीं 
( प्रशत हो सका। कदाचित्‌ ही किसी कवि ने कूट-काव्य और चित्र-काव्य 
की मौलिक रचना की ओर सफल प्रयत्न किया हो। प्रायः भाव, भावना 
. और कल्पना के कैाशलों, को नये दंग और नये रंग से प्रकाशित करने 
की ओर ही कवियों का विशेष ध्यान रहा है | कुछ कवियों ने वण नात्मक 
श्रोर कथात्मक-काव्यों में भी सफलता पायी है, किन्तु यह्व दोनों क्षेत्र भी 
विशेषतया अधिक हरे-भरे नहीं हो सके । 

इस काल में प्रकृति-चित्रण की प्राचीन-प7रिपाटियों के साथ ही साथ 
ज्ञाकर' जेंसे कुछु सत्कृवियों ने उस्॒में आधुनिकता और नूतन मौलि- 


( २२ ) 


कता का भी अच्छा संचार किया है | ऋतु-दर्णन की परिपादी इस काल 
के पूर्वार्ध में तो-प्रायः प्राचीन रूप से ही चलती रही, किन्तु प्राकृतिक 
दृश्यों, स्थलों ओर वस्तश्नों श्रादि का आलम्बन के रूप में भी भीघर 
पाठक, लाला भगवानदीन, रत्नाकर और सत्यनारायण जेसे, कुछ कवियों 
ने अच्छा चित्रण किय। है | 

बत॑मान काल की कुछ नयी पद्धतियों श्रीर विचार-घाराश्रों को भी 
इधर के कतिपय सुकवियों ने सुचारुठा से निखवारते श्रौर विखारते हुए. 
ब्रज-भाषा के काव्यन्त्षेत्र में श्रनुकरणीय रंग-ढंग से उपस्थित किया है। 
रहस्थवाद, प्रतित्रिम्बवाद औ्रोर छायावाद के वास्तविऋ-मर्मो' को लेते हुर 
'इरिश्रोष' जैसे, कुछ कवियों ने बड़ी सुन्दर रचनाएँ की हैं । श्राध्वात्मिक 
और दाशनिक-सिद्धान्तों को मंजुल मामिकता के साथ तार्किक रूप में 
मौलिकता लाते हुए मिश्र-बन्धुश्रों ओर डाक्टर त्रिपाठी जैसे कवियों ने 
चारुता और चतुस्ता से काव्य के ज्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है । 

भाषा--इस प्रकार संक्षेप में आधुनिक-अजभाषा-कावब्य के भाव-पक्ष 
ओर कला-पक्त पर विचार कर चुकने के बाद वहाँ एतत्कालीन अज-भाषा 
के रूप की ओर भी अंगुल्या-निर्देश कर देना श्रनुपयुक्त न होगा। भार- 
तेन्दु के पश्चात्‌ उनके समकालीन तथा अनुयायी कवियों ने ब्रज -भाषा- 
में कोई विशेष परिष्कार श्रथवा परिमार्जन नहीं किया | न तो उन्होंने 
उसमें साहित्यिक सौष्ठव' तथा समुत्कर्ष के बढ़ाने का हो श्रधिक प्रयत्न 
किया और न उसे आधुनिक भाव-व्यं ननोचित बनाने का ही क्थिष 
उद्योग | उसमें एकरूपता के लाने की ओर भी उनका विशेष ध्यान नहीं 
रहा; किन्तु उसकी सरलता, स्पष्टता और सुवोधता की ओर वे विशेष 
प्रयलशील द्वोते हुए प्रतीत होते हैं । 

उत्तरकालीन ब्रजमाषा में दे। श्रत्यन्त प्रमुख विशेषताएँ उत्पन्न की 
गयी हैं ओर उन विशेषताओं से त्रजभाषा के जो विशेष प्रकार का गौरव 
प्राप्त हुआ है वह प्रथम ते। यह है कि उत्तर कालीन ब्रजभाषा में ग्रायः 
इधर के सभी उत्कृष्ट कवियों द्वारा-संस्कृत शल्दों की विशेषतया योजना 


( है३ ) 


की गयी है, जिससे भाषा बहुत-कुछ उत्कृष्ट, साहित्यिक और स्थायी सी 
हो गयी ई--उसमें गम्मीरता और गूढ़ता ब्रा गयी ईं--ओर संस्कृत 
के समान सुपवित्र शिश्ट-सेब्य ओर पंडित-पूज्या सी हो गयी है। इससे 
अन्य प्रान्तों में भी इसके पुनः सुप्रचालित होने की सम्मावना अधिक हो 
गयी है। श्रीघर पाठक, 'इरिश्रोध', “रत्नाकर', आदि सुकवियों की वज- 
भाषा इसके उदाहरण में रखी जा सकती है । 

पूर्व भर उत्तर कालों के मध्य में साषा-मिश्रण-परिपाटी की जो 
प्रधानता श्रोर भचुरता हुई भी वह श्रव तऋ कवियों के एक विशिष्ट 
समाज में चलती ही रही है। इससे यद्यपि भाषा को विशदता तो प्राप्त 
होती है किन्तु उसकी विशुद्धता को श्राघात भी पहुँचा है | इस परि- 
पाथो के आधार पर चलने वाली त्रजमाषा को हम मुख्य दो रूपों में 
रख सकते हैं :-- 

एक तो व्रजभाषा का वह रूप है जिसमें खड़ी बोली के भी शब्द 
(क्रिया-पद श्रादि) तथा प्रयोग स्वतन्त्रता से अयुक्त होते हैं । ऐसी भाषा 
बचनेश' ओर 'सनेही', जेसे सुकवियों की रचनाश्रों में मिलती है । 

दूसरा वत्रजभाषा का वह रूप दे जिसमें अ्रवधी तथा अन्य घान्तीय 
बोलियों के पद ओर प्रयोग भी व्यतद्यत किये जाते हैं | ऐसा स्वरूप 
'द्विजेश', 'द्विजश्याम' श्रोर अम्बिकेश” जेसे सुकवियों की रचनाओं में 
मिलता दे । 

(त्नाकर' जी ओर उन्हीं के साथ 'रसिक-मंडल' के सुकवियों ने 
त्रजभाषा की विशुद्धता ओर एकरूपता की श्रोर विशेष ध्यांन दिया है । 
यद्यपि 'रत्नाकर' जी की भाषा में भी कुछ पूर्वीय-प्रयोग पाये जाते हैं, 
फिर भी उनकी भाषा अपने एक नये साँचे में ढली हुई है। भाषा- 
प्रयोग के विचार से इस समय के कवियों को हम इस प्रकार विभाजित 


कर सकते हैं :-- ; 
राज-द्रबारी कवि--जिनकी भाषा में प्राचीनंता की पूरी ऋब्षक 
के साथ द्वी प्रान्तीयता का भी प्राघान्य-रहता है और उसमें बहुत-कुछ 


( हैंड ) 


'रजवाड़ी, प्रयोग पाये जाते हैं । बिजावर के राज-कवि बिहारी”, सीतामऊ- 
नरेश, मालावाड़-नरेश, रीवाँ के रामाघीन आदि की भाषा में इसके 
बडदाहरण श्रधिक मिलते हैं । 

स्वृतन्त्र कबि--इनमें दो मुख्य दल हैं। एक दल तो 'रत्नाकर! 
रखाल', डाक्टर त्रिपाठी, श्रीधरपाठक आदि नजीन-शिक्ष। ८5 सुकवियों 
का है, जिसकी भाषा साहित्यिक सौष्टव-समन्वित श्रौर समुल्कृष्ट रहती हैं । 
“दूसरा दल उन सुकवियों का हैं जो नवशिक्षा-दीक्षा-दीक्षित न होकर 
प्राचीन पंडिताऊ पद्धति से पढ़े ओर कढ़े हुए हैं | इसलिए इस दल के 
कवियों की भाषा बहुत कुछ प्राचीन-शैली के ही साँचे में टली सी रद्दती 
हैँ | इम दोनों दलों के बीच में एक कवि-दल ऐसा भी है जिसमें दोन 
दलों की विशेषताएं आंशिक रूप में मिलती हैं । 

व्रजभाषा-क्षेत्र में किसी श्रच्छे व्याकरण के न होने से प्रायः क्रियाश्ं 
'-ओर कारकों के रूपों ओर प्रयोगों में बहुत-कुछ गड़बड़ी मिलती है। 
क्रियाश्रों में अनिश्चित बहुरूपता विशेष रुप से देखी जाती है । उदाह- 
णाथ 'देना' क्रिया के सामान्यभूत काल में दीन्हों, दीन्‍्हों, दयों , दीनों, 
दिया आदि रूप स्वतन्त्रता से चल रहे हैं। ऐसी स्वच्छुन्दता और अनि- 
श्चित बहुरूपता रत्नाकर' आदि सुकवियों की भाषाश्रों में नहीं मिलती । 
इसी पकार कारकों के श्रयोगों में भी बड़ी श्रव्यवस्था सी फैली हुई है । 
कर्ता का "ने! चिह्न, जिसका प्रयोग प्रायः शुद्ध साहित्यिक-बजमभापा में 
कदापि नहीं होता श्रब श्रायः स्वच्छुन्दता से प्रयुक्त होता दे । इसी प्रकार 
कर्म के कौ, तृतीया के 'सों', चतुर्थ के 'कों” षष्टी के 'कौ? ओर अधि- 
करण के में' के स्थानों पर कवि लोग खड़ी बोली के प्रचलित रूप 
इच्छानुसार प्रयुक्त करते हैं । ह 

व्याकरण व्यवस्था के लिए र्नाकर? जैसे सकवियों का कार्य वस्तुत: 
सराहनीय है। इसी के साथ ही संस्क्ृत और फारसी श्रादि के शब्दों को 
तजभाषा-पद्धति के अनुसार देशन रूप न देकर उनके तत्सम या मूल 
इपों में ही प्षयुक्क करने की अमिरुचि प्रायः कबियों में देखी जाती हे 


( १४ ) 


इसी प्रकार कारहों की विभक्तियों को शब्दों के साथ और शब्दों से 
'प्थक रखने की भिन्न-भिन्न शैलियाँ भी अब तक उसी प्रकार श्रनिश्चित 
'रूप से चल रही हैं । 

निष्कृष यह है कि भाषा के परिष्कार, स्थैय्यं ओर नियन्त्रण की 
श्रोर अ्रद्यावधि यथेष्ट रूप में कार्य नहीं हो सका | इसमें सन्देह नहीं कि 
“र्नाकर! और उनके साथ के कवियों ने इसके लिए स्तुत्य कार्य किया 
है; इसके लिए आवश्यकता श्रव केवल कवियों के संगठित होकर 
मतेक्यस्थिरता औ्रोर सद्हारिता की ही है । क्‍ 

सम्पादन के सम्बन्ध में--यद्रपि श्राधुनिक वजमाषा कवियों के 
एक सवा गपूण सुन्दर-संग्रह के उपस्थित करने का विचार इमारे मन में 
बहुत पहले से ह्टी था, किन्तु वह काये अनेक कारणों से श्रत्र तह पूरा न 
हों सका--हाँ, यद्यपि इसके लिए श्रावश्यक सामग्री श्रवश्वमेत्र एकश्ित 
हो लुकी है। कुछ बष पूर्व हमारे सम्पुल्न एक दूसरा विचार इस झा में 
आया कि विश्व विद्यालयों के विद्यार्थियों को श्राधुनिक खड़ी बोली-काव्य 
से परिचित कराते हुए श्राधुनिक अजमाषा-काव्य का भी परिचय देना 
समीचीन है। श्तः उस संग्रह के कार्य को स्थापित कर इस विचार से है 
अथम यह संग्रह यहाँ उपस्थत किया जा रहा है। इसमें इसीलिए आछु- 
निक त्रजमाषा के केवल्ल ऐसे ही चुने हुए कवि रकखे गये हैं, जिन 
के स्थान बहुत-कुछ साहित्य-त्षेत्र में निश्चित हो चुके है ओर जिन्हें 
प्रतिनिधियों के रुप में लिया जा सझता है। इस सम्बन्ध में मत-मेद हो 
सकता है ओर उसका होना स्वाभाविक ही है, किन्तु हमने यहाँ अपना 
एक विशेष दृष्टि-कोण रकखा है । 

दूसरा विचार इसमें यह रहा है कि जहाँ तक हो सके उन्हीं कवियों 
को यहाँ लिया जाय, जिनके काव्य-अन्य प्रायः साहित्य-संधार में आ जुके 
ईं, जो प्रतिद्ध तथा सुपरिचिव हैं । एक श्रच्छी संख्या इस समय तज- 
भाषा-कवियों की ऐसी भी है, भिनकी रचनाएँ कवि-सम्मेलन आदि के 


अवसरों पर तो सुनने को मिलती हैं; , किन्त पुस्तक-रुप में ते अब तक 
छाए: जद काॉप-+न्‌ 


६ १६ ) 


नहीं थ्रा सकी | ऐसी अवध्था में “यह ग्रधिक उपयुक्त नहीं जान पड़त 
कि विश्व-विद्यालय विद्याथियां को ऐसे कवियों की, जिनका उन 
किंचित्मात्र भी परिचय प्राप्त नहीं है, केवल थोड़ी-सी रचनाएँ देकर ही 
छोड़ दिया जाय | साथ ही विद्यार्थियों के समय ओर पाख्य-क्रमादि का 
भी ध्यान रखते हुए यही उचित जान पड़ा कि उन्हें केबल कुछ सुप्रसिद्ध 
ओर सपरिचित प्रतिनिधि कवियें कीं चुनी हुए रचनाएँ देकर द्वी आधु 
निक अज-भाषा की प्रगति से परिचित कराया जाय |... 

इस सम्मह में यह भी ध्यान देने की बात थी कि अधिकतः वे ई। 
कवि और उनकी वे ही रचनाएँ रक्खी जाये, जिनकी भाषा यदि सर्वथा 
नहीं तो श्रधिकांश में विशुद्ध, संयत ओर उत्कृष्ट "साहित्यिक रूप की निय- 
न्त्रित अजभाषा हो। मिश्रित वजमाषा की रचनाएं. इसीलिए छोड़ दी गयी 
हैं, यद्यपि उनमें से बहुत-सी बड़ी ही सुन्दर और उच्चकोटि की भी हें। 

रचनाश्रों के सकलप में यहाँ विशेषतया निम्नांकित बातें पर अ्रधिक 
ध्यान खखा गया हैः 
.._ (१) संकलित रचनाएँ सवंथा ऐसी हों जो लड़कों और लड़कियें 
के# समान रूप में निस्संकोच पढ़ायी जा सकें। अ्रतएव अधिक »ंगार-रस 
की रचनाएं, यद्यपि वे बहुत-कुछ उच्चकोटि की भी हैं, यहां नहीं दी जा 
सकी | फिर भी शंगार-रस को नितान्त तिलांजलि भी नहीं दी गयी दे 

(२) यथासाध्य सभी प्रमुख-रसों ओर रचना-शैलियों के भी यहाँ 
स्थान देने का प्रयास किया गया है | साथ ही जो रचनाएं यहाँ लीं गयी 
हैं उनमें यह विचार भी रकखा गया है कि वे अपने रचवथिता की यथा- 
साध्य सर्वोत्कृष्ट रचनाए द्वी रहें | इस प्रकार इसमें शंगार, वीर, शान्त, 
करुण आदि सुप्रभुख रसें, काव्य के अम्रुख भेदों अर्थात्‌ प्रबंध ( कथा- 
काव्य (_निबन्ध, मुक्तक, धामिक दाशंनिक आदि और कवित्त, सब्रैया, 
दोहा ( सतसई ) श्रमर-गीत, रोला आदि ग्रगुख शेलियें के घुने हृए 
नमूने खंखे गये हैं । 

(३ ) झंस बात पर भी पूरा ध्यान दिया गया है कि ऐसी द्वी उत्कृ५ 


( ७ ) 


रचनाएँ यहाँ स कलित की जायें जो बी ए० जैसी कक्षाश्रों के लिए 
उपयुक्त हों श्रोर उनमें कला काव्व-कौशल, भावोत्क्ष, अर्थ-गौरव और 
विचार-गाम्मीय्ये भी यथेष्ट मात्रा में हों; साथ ही इन संकलित रचनाश्रों 
के आधार पर आधुनिक ब्र जभाषा-काब्य की प्रगति का यथाक्रम ऐतिहा- 
सिक-विकास भी देखा जा सके । इसके लिए कवियों के साहित्यिक 
महत्व, मूल्य ओर स्थानादि का विशेष विचार न करके उनके समया- 
नुसार उन्हें यहाँ स्थान दिया गया है। उनके महत्व और मूल्य श्रादि 
निर्धारण का काय्य पाठकों पर ही छोड़ दिया गया है और यही समुप- 
युक्त युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है। 

( ४ » प्रत्येक कवि का सूक्ष्म, सचित्र परिचय देकर उसके रचना- 
कौशल पर भी संज्षिस्त रूप से प्रकाश डालते हुए, उसकी कुछ चुनी हुई 
रचनाएं संकलित की गयी हैं; तदनन्तर अधिक अ्रध्ययनाकांक्षियों के 
लिए उनके रचे हुए अन्थों की तालिका भी अन्त में दे दी गयी है । 

सम्पादन के करने में इस बात का भी ध्यान रक्खा गया है कि 
प्रत्येक कवि की भाषा, लेखन-शेली और शब्दों के रूप आदि ज्यों के 
त्यों ही रहें उनमें किसी प्रकार का परिवतन या रूपान्तर न किया जाये 
जिससे भाषा तथा लेखन-शेली के विविध रूपों तथा विकास का भी 
यथेष्ट परिचय प्राप्त हो सके-- ठीक उसी प्रकार, जैसे भाव-घारा श्रादि 
का यथाक्रम विकास देखा जा सके । 


आशा हे पुस्तक अपने उद्दे श्य की पूर्ति कर सकेगी और विद्यार्थियों 
के लिए. उपयोगी ठहरेगी। 


प्रयाग विश्वविद्यालय | 


लक रामशंकर शुक्ल 
शरद-पूरणिमा संबत्‌ १६६६ 


रे 2, की 
श् फू 


अथम सतक 


विष्य-सूची 


१--बदरीनारायण चोधरी 'प्रेमघन 


४--पंडित श्रीधर पाठक 


मंगला चरण 
पावस-प्रमोद 
बर्षा-विनोद, बसन्त-बहार 
श्याम सौन्दय्य 
प्रेम-दशा, शरीर शोभा 
पद 

श्री प्रेमघन जी के ग्रन्थ 


कश्मीर-सुषमा 
पंडित भीघर पाठक के ग्रन्थ 


३--पंडित अयोध्यासिंद उपाध्याय हरिओब? 


स्तवन 

कवि-कथन 

शोक 

उत्साह 

परिवाग प्रेमिका 
जाति-प्रेमका 

देश-प्रे मिका 

धर्म-प्र मिका 
रहस्पवादाष्टक 

श्री 'इरिश्रीघ' जी के गन्ध 


४--श्री जगन्नाथदास रत्नाकरा 


गंगावतरशा 


( २ ) 
है] 
मीष्म-प्रातिज्ञ 
त्रज-स्तृति 
उद्धव-कथन 
कृष्णोत्तर 
श्री 'रक्ञाकर' जी के ग्रन्थ 


४--लाला भगवानदीन दीन” 


मेघ-स्वागत 

राम गियांश्रम 

कोकिल-कृष्ण जीवन-संग्राम 
ताजमहल लाला भगवानदीन के ग्रन्थ 


६--राय देवीप्रसाद 'पूण' 


सरस्वती बन्दना 

वसन्त ऋतु, ग्रीष्म-ऋतु 
बर्धा-आंत 

सोन्दर्य-» गार 
ब्रह्म-विज्ञान 

श्री 'पू्ण' जी के अन्थ . 


७--पंडित सत्यनारायण “कविस्ल 


द्वितीय सप्तक 
१--श्री बियोगी हरि 


मातृ-भू-बन्दना 
उपाल्षम्म, वसन्त-ल्वागत 
पावस-प्रमोद 

अमर-दूत 

भी 'कविरक्ष' जी के अन्य 


सत्य-बीर 
युद्ध-बीर , वीर-नेत्र 
खड़े 


डंडे 
कद 
ड६्‌ 
पक 
है. 
मर 
है. 
५४, 
शा 


हू ० 
8. 
६ 
०8.4 
ध६ 
84 


जड 
जड़, 


पड 


६१ 


दर 


श्ट्र्‌ 
है 


( ॥ ) 
भीष्म-प्रतिज्ञ 


हैँ 


युद्ध.दशन, श्रमिमन्यु, महाराणाप्रताप ६६ 


छुत्रपति शिवा 
महाराज छुत्रसाल 
दुरगांवती, लक्ष्मीबाई, विविध 
श्री वियोगीहरि के ग्रन्थ 
२--मिश्र-बन्धु ४ 
जीवात्मा ओर परमात्मा 
सुन्दरता-वणन ५ 
वीर नायक-वणन, सेना-वर्णन 
युद्ध के दाँव-पेच 
मिश्र बन्धुश्रों के ग्रन्थ 
३- डाक्टर शामप्रसाद त्रिपाठी 
मृक्तक-माला 
भी त्रिपाठी जी के ग्रन्थ 
रे ५. 
8- श्रा दुल्लारेज्ञाल भागव, निवेदन 
दोहावली-सार 
श्री दुलारेलाल भागव के ग्रन्थ 
_|>- डाक्टर रामशंकर शुक्क रसाल” 
“उद्धव-गोपी संवाद 
डाक्टर 'रसाल' के ग्रन्थ 
६--श्री हरदयालुसिंह, समुद्र-मन्थन 
लद्ष्मी-स्वयम्बर 
भीहरदयालुसिंद्द के ग्रन्थ 
७४--पंडित रामचन्द्र शुक्क 'खरस', अमिमन्यु-प्रयाण 
अभिमन्यु-सारथी से 
रणागन में अमिमन्यु 
श्री 'सरस' जी के ग्रन्थ 
परिचय 
काव्य-प्रन्थों की तालिका 


७ 


अुकाभाककार, 


ध्न्प 
€६€ 
१०२ 
१०२ 
श्ण्पू 
है 0०४७) 
श्क्ष्ट 
११२ 
११४ 
१५१५ 
११६ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
श्श्प 
१२६ 
१२० 
९३५ 
१३२७ 
शधर 
*ै ४8 
१५० 
१५२ 
है 
१६० 
१६३ 
श्ह्ड 





श्री बदरीनारायश चोषरी “'प्रमघन' 


प्रेमघन जी भारतेन्दुमंडल के जगमगाते हुए नक्षत्रों में से थे । 


आपका जन्म भाद्रपद-कृष्ण 
5, संबत्‌ १६१२ बि० में ओर 
निधन फाल्गुन-शुक्ल १४, संवत्‌ 
१६७६ में हुआ | आपने अपने 
जीवन का अधिकांश समय 
मिजापुर में व्यतीत किया । 
ग्रपका जीवन तो सात्यिक 
था किन्तु आपके रहन-सहन का 
दंग भारतीय रइईसों के रंग में 
गंगा था। जीवन के प्रारम्भ में 
ही श्राप पर भारतेन्दुजी का 
ऐसा गहरा प्रभाव पड़ चुका था 





'कि अन्त समय तक वह बैरा ही बना रहा । उपाध्याय जी सामाजिक ओर 
यजनीतिक परिस्थितियों की ओर जन्म भर तक जागरूक बने रहे, इस 
लागरूकता का प्रभाव इनकी रचनाओं में स्पष्ट दीखता है।.. 

इनकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भारतेन्दु जी के आदर्शा से ही अनु- 
ग्राणित थीं। उन्हीं की देखादेखी प्रेमघनों जी ने “आनन्दकादम्बिनी 


( २ ) 


नामक एक मासिक पत्रिका तथा: 'नागरी-नीरद नामक एक साप्ताहिक 
पत्र निकाला । इनके ही माध्यम से इन्होंने अपने सामाजिक, साहित्यिक 
और राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रचार का प्रयल् किया ! 

हिन्दी के अतिरिक्त ये उद्‌ में भी कविता करते थे । इसमें इन्दोंने 
अपना उपनाम अत्र” रखा था। इनकी हिन्दीगद्य शेली अलंकृत है, 
जिसमें कहीं-कहीं शब्दाडम्बर के कारण भाषा में स्वाभाविकता का अभ्रभाव 
अथच कृत्रिमता का समावेश हो जाता है | नाटकों में इनकी मापा प्रायः 
उर्दू-मिश्रित हिन्दी है। यही बात इनकी पत्रकार-शैली के विपय में मी 
कही जा सकती है । 

ब्रजभाषा पर 'प्रेमघन' जी का अनन्य प्रेम था, इसलिए खड़ी बोली 
के काव्य का आन्दोलन इन्हें विशेष प्रभावित न कर सका । 'आनन्‍्द 
अरुणोदय' के अ्रतिरिक्त आ्राप ने खड़ी बोली में कोई श्रन्य रचना नहीं 
की | ये नवीन परिस्थितियों के संघर्ष में जीवन-यापन करते हुए उन पर 
गम्मीर-चिन्तवन करने वाले कवि थे ! भारत की दीन-हीन दशा पर अपने 
इतर समकालीनों की भाँति इन्होंने भी आस बहाये हैं। भारतीयों के 
उत्कर्ष पर इसी प्रकार ये प्रसन्न मी हुए हैं | इनकी कविताएँ प्रायः ऐसे 
अ्भसामयिक विषयों पर होती थीं, जो तत्कालीन समाज की बदलती हुई 
प्रवृत्तियों के प्रति कवि की सहानुभूति सूचित करती है । 

 प्रेमबन'ं जी नागरी-यप्रचार और राष्ट्रीय महासभा के पकके, 

समथक थे | 


( हें) 


मंगलाचरण 

वारों अंग-अंग-छबि ऊपर अनंग कोटि 

अलकन चारु, काली अवली मलिन्द की 
वारों लाख चन्द वा अमन्द मुख-सुखमा पै 

वारों चाल पे मराल गति हूँ गयन्द की 
वारों 'प्रेमथघन”ः तन-धन-ग्रह-काज-साज, 

सरल समाज, लाज गुरु-जन-चबन्द की.. 
वारों कहा ओर, नहिं जानौ बीर-! वापे अब, 

मेर मन बसी बाँकी मूरति गोबिन्द की॥ 


टेढ़ो मोर-मुकुट, कलंगी सिर ठेढ़ी राजे 
कुटिल अलक माना अवली मलिन्द की 

लीन्हें कर लकुट कुटिल, करे टेढ़ी बाते 
चले चाल टेढ़ी मद-मांते से गयन्द की; 

'प्रेमघन” भोंह बंक, तकनि तिरीछी जाकी, 
। मनन्‍्द करि डारे सबे उपमा कबिन्द की, 

टेढ़ी सब जगत जनात जब हीं सों आनि, 
मेरे मन बसी बाकी मूरति गोबिन्द की। 


नव नील नीरद-निकाई तन जाकी, जापे, 
कोटि काम अभिराम निदरत बारे हें, 
ग्रेमघन”ः बरसत रस  नागरीन-मन, 
सनकादि-प्लंकर हु जाको ध्यान धारे 
जाके तेज-अ्ंस दमकति दुति सूर-ससि 
घृूमत गगन में असंख्य ग्रह-तारे हे 
देवकी के बारे, जसुमति-प्रान-प्यारे, सिर 
मोर-पुच्छवारे वे हमारे रखवारे हैं। 


( ४ ) 


'काली अलकावली पे मीर-पंख-छबि लखि 
बिलखि कटाहें ये कलाप भरवान के 
पीत-परिधान-दुति दाव्यो दामिनी दराय 
लाख मांतीमाल, दल भाजे बगुलान के; 
प्रमघन” घनस्याम अति आभराम सांभा 
रावरी निहारि लाजे घन असमान के 
गरजनिे-सेस करे दीनता-अरज, ढार 
अंसुवान-वध्याज बारि-बिन्द बरसान के 


पावस-प्रमोद 


जट दोदुर, चातक-मोरन-सोर, सुनें सजनी हियरे ह॒हर 
जुरि जीगन-जोति-जमात अरी विरहागिनत को चिनगीन करें 
हज असर ग्रिया नहें आये चलो, भजि भीतरे काली घटा घहरे 
सॉखि मेन-बहादुर, बादर के, कर सों चपला-अपि छूटी परे 


खिल मालती-बेलि प्रफुल्ल कदम्बन पें लपटा। लहरान लगी, 
सनके पुरवाई सुगन्धि-सनी फिन्आंल अकास उड़ान लगी 
पक, चातक, दादुर; मोरन की, कल्न बोल महान सुहान लगी 
'घन अम! पसारत सी मन में वन-घार-बटा घहराव लगी। 


3 $| बक-ओऑलि अनेकन व्योम, बिराजत सेन समान महान 
भरे घन ग्रंम! रहें कबि चातक ककि मयूर करे जस गान 
अने छन हीं छन-बोन्ह छुटे, छिति-छोर निसान-छुष्टा छुहरान 
बलाहक पे जनु आबत आज, है पावस भूपति बेठि बिमान | 


( *£ ) 


चंचला चोखी ऋषपान बनी, अवली 'बग़ुलान की सेन रही जुर; 
सारेंग सारँग हे सुर-नायक, जय-धुनि दादुर-मोरन को सुर 
वे “घन प्रेम” पगी बिरहीन पे ब्याज लिये.बरसा अति आतुर 
आबत, घावत बीरता धारि, भरे बदरा ये अनंग-बहादुर। 


जेबर जराझ जोति-जीगन जनात किल, 

किंकिनी लॉ कूकनि मयूरन की डार-डार 
सारी स्यामताई पे किनारी च॑ंचला की लखि 

ग्रमी चातकन-गन दीनो सन वार-वार; 
पुरवाई पवन ग्रभाय छुदराय छंबि 

देखो तो दिखात और दुरत चन्द बार-बार 
बदन बिलोकनि को रजनी-रमनि बस 

प्रेमघचन' घेघट रही हे जनु टदार-टार। 


लहलही होय हरियारी हरि-यारी तेसें, 
तीनों ताप ताप को सँताप करस्यों करे, 
नाच मन-मारे सोर मुदित समान जासों 
विपय-विकार को जवासो मरस्यों करे; 
प्रेम-धल' प्रम सों हमारे हिय-अम्बर में, क्‍ 
राघा-दामिनी के संग सोमा सरस्यो करे, 
परशस्यासम सम घनस्याम निसि-बासर हू, 


करुना-कृपा के वारि-बुन्द बरस्यो करे। 


( ६ ) 
वर्षा-विनोंद 
भाई पुरवाई की चलनि, चहँकार चारु, 
चातक-चमू की निसि-योस चारों पहरन 
अस्वर उड़त बगुलान की अवलि, कंज 
नाचि-ताचि मुद्ति मयूर लागे लहरन 
कलित कदम्बन सो लपटी लवंग-लता, 
छिति छन-छन छुन-छबि-छवि छहरन, 
प्रेमघन”' मन उपजाय, सरसाय हिय, 
घेरि घन सघन घनेरे लागे घहरन 


अतसी-कुसुम सम सोभा में लसत बिज्जु 

लता के बसत पट पीत अभिराम हे 
अवली भली है बगुलान की विराज रही 

गर में मनोहर के सोतिन को दाम हे; 
्रेमघन” मधुर-मधुर धुनि गरजनि 

बाजत के बाँसुरी रसीली सुधा-धाम है. 
रंचक निहारे चित चोरे लेत आली मेरी ' 

यह घनस्याम है कि वह घनस्यास हे; 


बसन्‍्त-बहार 


जाके बल सरल कँपायों जग-जन सोई, 
पाय के वियोग-बिथा सिसिर समन्त की.. 
हाहाकार सोर चहूँ ओर सों करत घोर 
लीने घूरि आवत, उड़ावत दिगन्त की;. 


( ७ ) 


“प्रसघन!' अवलोकिये तो बन-वागन में, 

कु ज-तरु पंज छीनि छबि छविवन्त की 
तोरत पवन, मककमकोरत लतान आज 

डोले बायरी सी बनी बेहर बसनन्‍्त को । 


रसाल की मंजुल मंजरी पे, 

किलकारत कोकिल ओऔ कल कीर, 
'परसारत सो “घन प्रेम” रसे, 

सुभ सीतल मन्द-सुगन्ध-समीर; 
बस्यो बन-बागन बीच बसन्त, 
है रही छत्रि | छाय बियोकियो बीर, 
बिकास प्रसूनन-पुंज॒ त॑ कुंज, 

गलीन-गलीन. अल्लीन की भीर। 


मदमाते भिरे भँवरे संवरीन, प्रसून मरन्‍द चुचातन सों, 
किलकारत कोइलें मंजु रसालन-मंजरी सोर सुहाव नसों; 
बन प्रेम-भरी तरु तें लूपटी, लतिका लदि नूतन पातन सों, 
मन बौरें न कैसे सुगन्ध-सने, इन बोरे बसन्त की बातन सों । 


#कारसदर0शाता< बयटपाखाटारभपफाससलपामफताारभक७, 


श्याम-सोन्दय्ये 


लखत लजात जलजात लोयननि जासु, 
होत दुति मनन्‍्द मुख-चन्द॒हिं निहारी हे 

रति में रती हूँ रति जाकी ना विरंचि रची 
सची-मेनका में ऐसी सुन्दरी सुधारी हे 


( ८ ) 


नागरी सकल गुन-आगरी सुजाकी छवि, 
लखि उरबसी उर बसी सोच भारी है, 
बेगि' बरसाय रस-प्र म 'प्रसमघन! आप 
तोपे.) बनवारी वारी बरसानेवारी हे। 


सका सा-मरता सदर: कर पा कमाया परप-बतमारणप्रफ फनी 


प्रेम-दशा 


मोर के मुकुट की लटक अटक्यों के आह 
अलकावली के जाल जाय उरभाय गा 

अरविन्द आनन बस्यो पे चोखे चखनि 
चितान-भय आय बन-बरुनी समाय गो; 


परे मघन' मुसक्यानि-माधुरी पग्या थों बलि 

पाय तो बताय वाकी कोन छवि छाय गो 
हेरी हरिनी के हगवारी हरि नीके हेरि 

हेरत हीं हेरत सु मो मन हिराय गो। 


श्रीर-शोभा 


ढुन्दन सी दमके युति देह, सुनीलम सी अलकावलि जोरहें 
लाल के लाल भरें अधराम्ृत, दन्‍्त सुहीरन सों सजि सोहें 
रन्‍्त-मई रसनी लखि के, नप्रेम” न जो प्रकरें अस को है. 
बाल अबालन सी अँगुरी, तिन में नख मोतिन से मन मोह । 


( 6 ) 
अनुराग-पराग भरे सकैरनूद लों, 


.. लाज लहे छबि छाजत हे 

0९ 

पलके-दुल में जनु पूतरी मत्त, ४ 
सलिन्द परे सम साजत है; 


घन प्रेम” रसे बरसे सुचि सील, 
सुगन्ध मनोहर आजत 

सर सुन्दरता, मुख माधुरी बारि, 
खिले. हुण कंज. विराजत 


0 फ! 


27४ 


वादहिं बढ़ाओ बकवादहिं छुटे ना प्रीति 
चन्द्‌ आओ चकोर की आ सुमन-मलिन्द की 
गी माहिं चाह की गुड़ल कुछ ऐसी भगी 
भभरि के जासों लाज गुरु-जन बृन्द की; 
'प्रेमघचन!ः ग्रेम-मदिरा की मतवारी होय, 
खोय बुधि चेरी भई सें मनोज रिन्द की, 
भूल्यो उसे लोक-सोक बीर ! जब ही सों आनि, 
मेरे मन बसी बाकी मूरति गुबिन्द की। 


जाकी आप स॒धि-बुधि बिकल बनाय देत 

कंजनि की कोऊझ पतिया जो कहँ खरकी 
रोम उलहत, मन बूड़ बिथा-बारिद में 

'प्रेमघन'-बरसि बहावे उर-घर की. 
जकरी हों लाज की जँजीरन सों, ऐंचे लेय, 

मानों सीन वारी वंसी घीमर के कर की. 
धरकी हमारी फेरि छतिया कहूँ धों बीर ! 

बाजी हाय ! वंशी फेरि वाही बाजीगर की ! 


'फलायरपाकांअकायेकतएंपकरप्रकनपारफपत >ानाकपटपानपयाानाक, 


( १० ) 
पद 


ऊधो कहा कही उन केसे ? 


हा! हा! फेरि समुम्ति समुमावों रहे जहाँ जित जैसे, 
जेहि बिधि जो जाके हित भाख्यो उतनो ही बस वेसे; 
बरसावत बतियन कों रस ज्यों वे, बरसावहु पैसे ? 
भरी ग्रेम घनस्यथाम प्रेमघन' रटत राधिका ऐसे। 


-ऊधो बात कहो कछु नीकी ! 


सुन्दर स्थाम सदन-मन मोहन माधव प्यारे पी की, 
सानि सानि जनि ज्ञान मिलाव्रहु, भाखी उनके जी की; 
हम श्रेमिन तजि प्रेम-नेम नहिं भावतिं बतियाँ फीकी, 
बरसावी रस-प्रेम प्रमघन” और लगे सब फीकी | 


देखहु दिपति दीप दीवारी ! 


कातिक कृष्ण कुह् निसि में यह लागत केसी प्यारी ! 
खेलत जुवा जुवन-जन जुवतिन सँग सब सुरति बिसारी, 
अंबर अमल, बिमल थल-तल जगि जगमग जाति उज्ञारी | 
स्वच्छ सदन साजे, सजञ्जित हे. सोहत नर अरू नारी 
मिलि मित्रन सब धूमत इत उत्त छाई द्ृत-खुमारी 
छाई छुबि बीथी-बजार में भई भीर बह भारी 
मोल खिलोना मादक ले के देत बाल किलकारी; 
श्री बदरी नारायन जाचक-जन जॉचत त्योहारी। 


+ 


( प्रेमपन-सर्वस्व से ) 


( ११ ) 
शी बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के ग्रन्थ 
 कीव्य-अन्थ-अ--पद्र-काव्य--रफुट रचनाएँ 
ब--संगीत-काव्य--संगीत-सु घा! 
नाटक--भारत-सोभाग्य, अयाग-रामागमन, परांगना रहस्य महा- 
नाटक, वृद्ध-विलाप ( प्रहसन ) 
गय-काव्य---स्वभाव बिन्दु-सोन्दर्य, विधवा-विपत्ति, वर्षा, कलम की 
कारीगरी 
काव्य-संग्रह---प्रेमघन-स वंस्व” 





श्री पंडित श्रीधर पाठक 

आगरे के जोंबरी गाँव के एक सारस्वत ब्राह्मण-कुल में पंडित श्रीघर 
प्राठक का जन्म संवत्‌ १६१६ बि० में हुआ था | संश्क्ृत और आऑगरेजी 
को शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप 
सरकारी दफ्तर में नौंकर हो गये ्् 4 
ओर अपनी योग्यता तथा कार्य- पथ 
क्षमता से सेक्रेटेरियिट के एक 
विभाग में सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त 
हुए। पेंशन लेकर श्राप प्रयाग 
में ही रहने लगे थे और यहीं 
संबत्‌ू, १६८५ बि० में आप का 
स्वगंवास हुआ । आप हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी 
निवाचित हुए थे । 

आपने ब्रजभाषा और खड़ी 
बोली दोनों में कविताएँ लिखीं | खड़ी-बोली के ये अच्छे कवि कहे जा 
सकते हैं। “एकान्तवासी योगी” ( अनुवाद ) 'जगत-सचाई सार और 

क्षा० भट का ००--३ 





६ 8. .) 


स्वर्गीय-बीणा' में इन्होंने हिन्दी के लिए. ब्रिल्कुल नये दंग से हृदय क॑ 
स्वाभाविक और स्वच्छुन्द पद्धति पर चलने वाली कविता का नमना 
सामने रक्खा है। फिर बाद में आपने गोल्डस्मिथ के 'ट्रबलर नामक 
काव्य का भी अनुवाद खड़ी बोली पद्म में आमन्त पथिक! के नाम से 
किया । 
लेकिन खड़ी बोली से कहीं अधिक सरल रचना पाठक जी व्जमापा 
में करते थे । गोल्डस्मिथ के दूसरे काव्य-मन्थ डेज़०्डविलेज'” का अनु 
वाद ऊजड़-गाँव' के नाम से आपने व्रजभाषा में ही किया । ऐसा ज्ञात 
होता है कि पाठकजी की चित्त-वृत्ति त्रजभाषा के काव्य में अधिक रमती 
थी ओर त्रजभाषा को ही वे सत्काव्योचित मानते थे । 
आपकी सरकारी काम से शिमला ओर नेनीताल में रहने तथा वहाँ 
के नेसमगिक दृश्यों के देखने के अनेक अवसर प्राप्त हुए थे और इसी 
लिए. आपका कवि-हृदय प्रकृति-स्न्दय का इतना प्रेमी हो गया था । 
पाठक जी प्रकृति के सुखमय रूपों के वर्णन में बढ़े पटु थे | इनका 
'कश्मीरसुषमा' नामक काव्य इसका-उदाहरण है। इनके समकालीनों म॑ 
प्रकृति-बर्णन में कोई कवि इनसे आगे न था । 
पाठकजी स्वतन्त्र विचार के काव्य-ग्रणेता थे | अतः नये-नय छुन्द, 
पद-विन्यास ओर वाक्य-विन्यास के प्रयोग हमें इनकी रचनाओं में बराबर 
' मिलते हैं। कहीं-कहीं इनकी कविताओं में रहस्यपूर्ण संकेत भी मिल जाते 
हैँ । उदाहरण के लिए. स्वर्गीय-वीणा' अ्रवलोकनीय है । 
पाठकजी अत्यन्त सरस-हृदयी कवि होने के साथ ही साथ सथाज- 
सुधारक ओर स्वदेशानुरागी भी थे । शिक्षा-प्रचार और विघवाशों की 
दशा जैसे विषयों पर भी इन्होंने लेखनी परिचालित की है | 


( १३ ) 


काश्मीर-सुषमा 
प्रकृति यहाँ एकान्त' बैठि निज रूप सँवारति 
पल-पल पल्लटाते भेस, छनिक छवि छिन-छिन घधारति: 
विमल-अमस्बु सर-मुकुरन मेंह मुख-बिम्ब॒निहारति 
अपनी. छवि पे मोहि आप ही तन-मन वारति 


सर्जात सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी 
तर सराहति भाग पाय सुठि चित्तरसारी 
बिहराते बिविध-बिलास-भरी जोबन के मद-सनि 
ललकांत,कलकित, पुलकति, निरखति,थिरकति बनि-बनि: 


मधुर मजु छबि-पंंज छटा छिरकति बन-कंजन 
चितवांत, रम्बति, लसति, हँसति, मुसिक्याति, हरित मन 
यह सुरूप-सिगार रूप धरि-धरि बहु भातिन, 
सर, सरिता, गिरि, सिखर, गगन, गहर, तरुवर, ठन; 


परूरतन करिबे कान्न कामना अपने मन की 
किंकरता करि रहो ग्रकृति-पंकज-चरनन की 
चहु दिसि हिम-गिरि सिखर, हरितमनि-मौलि-अवलि मनु. 
सबत सरित-सित धार, द्रवत सोइ चन्द्रहार जनु; 


फल-फूलन छबि-छटा छुई जो बन-उपबन की 
उंदित भई मनु अवनि-उदर सों, निधि रतनन की 
नुहिन-सिखर, सरिता, सर, बिधिनन की मिलि सो छवि 
अइ मंडलाकार, रही चारिहूँ दिसि यों फबि-- 


( १४ ) 


>सानहु. मनिमय मालि-माजल आकृति अलबलो 
बाँधी बिधि अनमोल गाल भारत-सिर सेल्नी 
अरध चंन्द्रसम सिखामैतनि कहेँ यों छुबत्रि छाइ 
“मानहूँ. चन्दन-घोरि, गौरि-गुहझ, खोरि लगाई । 


पुनि तिन स्लेनिन बांच बरितस्ता रेंख जु राजति 
वैष्णब आरा! अरू शित्र-त्रिगुल को आभा आअाजति 
हिसम-ख ननि सो घिरया आदे-मंडल यह झरूरों; 
सोहत द्वोनाकार सृष्टि-सुब्रमा-सुत्र-. पूर्ण 


बहु विधि दृश्य अदृश्य कला-कोशनज सों छाया. 
रक्षन-निधि नेप्र्ग मनहु बिधे दु्गं बनाया; 
अथवा बिमल बटोरि बिस्त्र का निखिज् निकाई । 
गुप्त राखिबे काज सुदृढ़ सन्दूक बनाई। 


के. यह भरो. बिस्तर बाजागर-थेला 
खेलत में खुलि परा, सेल के सिर पे फेज्नी ? 
पुरुष-प्रकृति को किधों जबे जॉबन-रस आयों 
प्रम-केलि,  रस-रेलि करन. रेंग-मइल-सजायो ? 


खिली प्रकृति-पटरानी के हेलनि. फलबारी 
खुली घरी के भरी तासु  पिंगार-पटारी ? 
के यह बिकसित ब्रह्म-बआाटिका की कोड क्यांरी 
जोगि-राज ने यहाँ जोगं-बल  ऐंचि उतारी ? 


है सामग्रीसहित भैरवी चक्र मारी 
परिकल्पित करि धरी सक्ति-पूजन की थारी ? 
किधों चढ़ायो घातः ने भरत के मस्तक 
मअया-मरालिनि-रच्यों चारु कुसुमन कौ गुच्छक ? 


( १६ ) 


काम-घेनु के रवि-हय की खुर-छाप सलौनी 
के बसुधा पै सुधा-धार-ब्र्य-द्रव-द्रौनी 
परस पुरुष की . पटरानी माया को स्यन्दन, 
मंडप-छत्र उतारि धरयों, उतरयों के नन्दन 
के जब ले सिर चले दक्ष-तनया के अंगन 
गिर-शज्भन गिरि खिल्‍यां प्रिया के कर को कंगन ? 
बिष्णु-नामि तें उग्यों सुन्यों जो कमल सहसदल 
के यह सोई सुभग स्वयम्भू को सुजन्म-थल ? 


प्रकति-नटी को पटी-रहित प्रगम्यों नाटक-घर 
के शिव-तन्त्र . सटीक खुल्यों बिलसत टिखटी पर १ 


के त्रल्ोक्य-विभूति-मरत_ अवधूतक-मंडल 
कं तप-पुं ज-प्रसूत बिस्‍्व-सोभा-श्री-मंडल ? 


सुरुपुर अरू सुर-कानन की सुठि सुन्दरताई, 
4. ४5. ४. 87५0 पा 
तिभुवन मोहन-करनि कबिन बहु बरनि सुनाई--..; 


सा सब कानन सुनी, किन्तु नेनन नहीं देखी 
जह-तह पोधथिन पढ़ी, पे सु परतच्छ न पेखी 


सा कवियन जो कही कल्लित सुर-लोक निकाई। 
याही को अवलोकि एक कल्पना बनाई-- 


सुर-पुर अरू कश्मीर दोउन में को हे सुन्दर, 
को » सोभा को भोन, रूप को कोन समुन्दर ? 
काका उपसा उचित देन दोउन में काकी. 
यार्कों सुर-पुर की अथवा सुर-पुर को याकी ? 


( १६ ) 


याकों उपमा याही की मोहिं देत सुदाव 
या सम दूजों ठोर सृष्टि में दृष्टि न आवे; 
यही रूगे, सुर-लोक, यही सुर-कानन सुन्दर, 
यहिं अमरन को ओक, यहां कहूँ बसत पुरन्दर ' 


सो श्रीधर-हग-बसी प्रेम-अम्बुद रस-देनी. 
पुन्य-अवनि,  सुख-खवनि,. अलोकिक-सांभाः्सेनी; 
पे सुज्रथारथ महिमा नहिं मोर्हिं शक्ति बखानन. 
सहसा नहिं कहि सकहिं, रुकहिं, सहसन सहसानन: 


कबि-गत को कल्पना-कल्प-तरु काम-बैनु सी. 
सुनियन को तप-धाम, ब्रह्म-आनन्द-गेनु. सीं; 
रसिकन को रस-थान, प्रान, सरबस, जीवन-घन. 
प्रकृति प्रमिनी को सुझ्ेलि-क्रोड़ा-कलोल-वन । 


( काश्मीर मुषमा से ) 


पंडित श्रीवर पाठक के ग्रन्थ 


काव्य-अन्थ--काश्मीर-सुधमा, देहरादून, स्वर्गीय बीणा । 
काव्य-संग्रह--मनोविनोद, पतद्च-संग्रह, जगत-सचाई-सार । 
अनुवाद--एकान्तवासी योगी, ऊजड़गाँव, श्रान्तपथिक, ऋतुसंदार । 


पंडित अयोध्यासिंह जी उपाध्याय 'हरिओध” 


“पहरिश्रोध! जी हमारे साहित्य के लब्ध-प्रतिष्ठ वयोबृद्ध महाकवि हैं । 
आपका जन्म वैशाख कृष्ण ३ सं० १६२२ को निजामाबाद ( जिला 
आज़मगढ़ ) में हुआ | लगभग आधी शताब्दी से आप हिन्दी की सच्ची 
सेवा करते आ। रहे हैं| काव्य-रचना का अभ्यास उपाध्यायजी ने अपने 

न निवास-स्थान निज़ामाबाद में सिक्ख 
सम्प्रदाय के महन्त बाबा समेरसिंह के 
यहाँ प्रायः नित्य जुड़ने वाले कवि- 
समाज में किया | उसी समय आपने 
दो नाटक रुक्मिणी-परिणय 
ओर “प्रद्य ज्न-विजय व्यायोग” तथा 
तीन उपन्यास “वबेंनिस का बॉँका 4, 
“उठ हिन्दी का ठाठ” ओर “अध- 
खिला फूल” नाम से लिखे। इन 
उपन्यासों के द्वाय उपाध्याय जी ने 
यह दिखला दिया कि संघ्कृत-गर्भित 
ओर ठेठ दोनों प्रकार की हिन्दी शैली पर इनका समान अधिकार है। 

'हरिश्रीध' जी का झुख्य कार्यक्षेत्र खड़ी बोली-काव्य में ही रहा है। 
आपने “'प्रिय-प्रवास” महाकाव्य की रचना खड़ी-बोली में उस समय को 
जिस सप्तूय उसमें कोई भी महाकराव्य न था। कहना न होगा कि उपा- 
व्याय जी के इस अन्य ने हिन्दी वाल्लों को मार्ग प्रदशित किया ओर खड़ी ' 
बोली की कविता को एक कदम ओर आगे बढ़ा दिया । 





(* जल 7) 


खड़ी-बोली के क्षेत्र में ग्रतिष्ठा-प्राति के पूर्व उपाध्याय की त्जभाषा 
में काव्य-रचना का अच्छा अभ्यास कर चुके थ | इधर आपने फिर उस 
ओर ध्यान दिया है ओर व्रजभाषा की रचनाओं का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ 
र-कलश' नाम से निकाला है। इसके विषय रस, नायिका-मेद आदि 
हैं । इसमे नायिकाओ्रों के कुछ नये भेद भी बतलाये गये हैँ जो कवि की 
नवोदभावना-शक्कि के परिचायक हैं। इसी ग्रन्थ से यहाँ कुछ अंश आगे 
उदघृत किये गये हूं । 

दरिश्लोध' जी संस्कृत-गर्मित शैली को अपनाने से पहले ही उर्दू 
छन्दों तथा ठेठ हिन्दी में भो रचना कर चुके थे । इधर इनकी लेखनी से 
हमें 'बोल-चाल' 'चोखे-चोपदे” और 'चुभते चोपदे” जैसे अन्थ मिले हैं, 
जिनके हर एक पद में कोई न कोई मुहावरा अवश्य है। इनकी मापा 
साधारण बोंलचाल की बामुहावरा खड़ी बोली है ! 

उपाध्याय जी का सबसे नया सफल सत्काव्यगन्थ 'वेदेही वनवास 
है। इसी के साथ आपका दूसरा सराहनीय ग्रन्थ पारिजात है| उपा 
ध्यायजी बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान्‌ हैं। साहित्य काव्य शाखत्रादि के पूर्ण 
पंडित ओर प्रशस्त लेखक हैं। आलोचक भ्री आप उच्चकोटि के है ! 
इस समय तो आप अप्रतिभ कवि ओर पंडित हैं । 


( ९6 ) 
स्तवन 


कुंठित-कपालन की कालिमा कलित होति, 
अवलोके सुललित लालिमा पदन की, 
सुन्दर-सिँदूर, मंजु-गात सुख-बितरत, 
दरत दुरित-पुंज दिव्यता रदन की; 
'हरिओंध” सकल-अमंगल बिदलि देति, 
मंगल-कलित-कान्ति मंगलनसदन < की, 
संकट-समह-सिनन्‍्शु सिन्धुता-विलोपिनी हे, 
बन्दनीय-सिन्धुरता सिन्धुर-जदन  की। 


तुरत तिरोहित. अपार-उर-तम  होत, 
पग-नख-तारक-प्रसून-जोति परसे,. 
रुचिर-विचार  मसंजु-सालि बहु-बिलसत, 
जन-अनुकूलता. बिधुल-बारि बरसे; 
हरिआओंधथ' सब-रस-बलित बनत चित, 
दयावान-मन के सनेह-साथ सरसे, 
सकल-अभाव, भाव, मूति, भव-भूति होति, 
भारती-बिमूति भूतिसान-सुख दरसे। 
सुकबि-समूह-मंजु-साधना-बिहीन_ जन, 
लोक-समाराधना को साज केसे सज्ि हें, 
विभु की विभूति ते बिभूतिसम्मन वनि-बनि, 
भवब-माथ कूर क्‍यों सुभावना को भजि हें; 


( २० ) 
“हरिऔध” असरस-उर क्‍यों सरस हव हे, 
केसे अरुचिरता अवाःरू-झचि तजि 
मेरी-मति-बीन तो मधुर-ध्वनि पेहे कहा, 
एरी बीनवारी जो न तेरी बीन बजि हे। 


9५५ 
डे 
र 


कवि-कथन 


वबचन-बिलास ते न जाकों मन बिलसत 

छहरत-छबि ते न जाकी मति घरी हें, 
विविध-रसन ते न जाको चित्त सरसत, 

रुचि की रुचिरता न जाहि रुचि-करी ह:८ 
'हरिओध” भारती न भूलि हूँ लुभेहे ताहि, 

जाके उर माँहिं भारतीयता न अरी हे. 
बेभव में जाके है अभाव मंजु-भावन कों, 

भावुकता नाँहिं जाकी भावना में भरी है | 


'कोकिल की काकली को मान केसे केहे काक, 
भील केसे मंज़ु मुकतावलि को पोहेगा. 
केसे बर-बारिज बिलोकि मोद पेहे भेक, 
॥ ५ आप कैसे ज़ोहे का ;ए 
.. बाहुर विभाकर-विभव केस रैगा 
४ ## . अर कोर 
हरिआध' केसे 'रस-कलस” रुचेगो ताहिः 
रु है २ 8५, ५, हि का, 
जाकोा उर रुचिर्र्सन ते न साहँगा, 
हि. 2 मेँ कै कप २ 
आँखिन में बसत कलंक-अंक ही जो अहे, 
२३ के कक, ; के ध्प 
कोझ तो मयंक अबलोकि केसे भोहेगो ? 


ह . .) 
शांक' 
छन-छुन छीजत न देखाहिं समाज-तन, 
हेरहिं न विधवा छ द्रक होत छतवियान; 
जाति को पतन अवलोकहिं न आकुल हू , 
भूल न बिलोऋहिं कलंकी होत कुल-मान 
हरिओधघ' छिनत लखहिं न सलोने लाल 
लुटत निहारहिं न लोनी-लानी ललनान, 
खोले कछु खुली पे कहाँ हैं ठीक-ठीक खुलीं 
अधखुली अजो हैं हमारी खुली अँखियान । 


काहू की ठगोरी परे ठग हो गये हैं. सिंग 
बन गये परम बिमुख मुख कोौर-कोर 
जाति को है ठोकर पे ठोकर लर्गात जाति 
काठ-सी कठोरता पुकारति हे ओऔर-ओर; 
'हरिओओंध' करत कठिन ठकठेनी काल, 
ठुकराई ठकुराइनें हैं ठाढ़ीं पोर-पोर, 
है न वह ठाट, वह ठसक न, वह टेक 
ठिटके दिखात ठँठे ठाकुर हैं ठोर-ठोर 


तावा के समान है तपत-उर तापवारो, 
गरम हमारों लोहू सियरों भयो नहीं, 
पीर लहि मुख पियरानो पीरवारन को 
बदन दिखात तबो पियरों भयो नहीं 
'हरिओओध' जोहि-जोहि निरजीब जीवन कौ 
जीवन-बिहीन मीन जियरो भयो नहीं, 
जाति टूक-टूक भई टूकों ना मिलत माँगे 
टूक-टदूक तऊ हाय! हियरों भयो नहीं। 


५ ० 


नाविक जा नाविकता-नियम बिसारि देहें' 
बनि बीर बीरता-बिरद जो न बरिहें, 
नाव को सवार ही जो केहे-छेद नाव माँहिं, 
सकल-बचाव के उपाव ते जो अरि हे; 
'हरिओध! बहि-बहि प्रबल बिरोध-बायु, 
बार-बार पथ जो छत्रार को बिगरिहे; 
केसे जाति उपकार-पात मँकघार परो 
आपदा-अपार-पारावार पार करिहे। 


मुनिन सरोज्ञ को दिनेस अथयो अकाल, 
गुनिन-कुमुइ-चन्द राहु-मुख. परिगोा, 
हरिआध' ज्ञानिन को चिन्तामनि चुर भयों 
मानिन-प्रदीप हूँ को तेज-सब हरिगो; 
पारस हेराइ गयो हीन-जन-हाथन को 
भारती को प्यारों एकलोतों तात मरिगों 
सागर सुखानो आज सन्त जन-मीनन को, 


दीनन को हाय ! देव-पादप उखरियों। 


उत्साह 


जागि-जागि केहूँ जे न जागहिं जगाए तिन्हें, 
सूखी धमनीन में रुषिर-धार भरिहों, 
सुबरि सुधारि के समाजहि उधारि लैहों 
परस-अधीनता निवारि 'धीर धरिहों: 
हरिओध!, उबरि उब्ारि बरिहों बिभूति 
बीरता अबीरता अवनि में बितरिहे 
थाइ देह कुजन-मयंक. को कुअंक-पंक 
.. ज्ञाति-भाल-अंक को कलंक सब हरिहें | 


( २३ ) 


बास-हीन बिरस असंयत" सनेह काहिं , 
बासबारे-सुमन-सुबासख सों बसेहों में 

सकल-सुपास सुख-संचन कसोटिन पे, 
रंच न सकेहों चाव-कंचन कसेहोीं में : 


7 
4५ 


“हरिओध' जाति-हित करि हारि हो न कबों , 
. बेर-धूरि काहिं बारि-पात हो नसेहों में ; 
विविध विरोब-बारि-निधि को सुधारि वारि 

वारिधर की-सी बारि-घारा बरसेहों में । 


पीछे जो हटेंगे तो पगन काँहि पंग॒ केहों 
कर जा कँपगे तो करन का कटेहों 
छिल्नि जैहे जो न जाति-उर के छतन तेतो 
छल धाम छाती काँहिं छलनी बनेहे हूँ मे 
हरिआंध” जो न कढ़ि पेहे चिनगारियाँ तो 
लोचनता लोचनन केरि छीनि लेहों मे ; 
भीति ते भुरैगो ता रहेगो भेजो भेजो नाहिं, 
कॉपि हे करेजा तौ करजो काद़ि देह मे । 


परिवार-प्रमिका 


सुधा-एने-बेन के विधान में अविधि हे न 
सहज-सनेह की न साधना अघूरी हे 
सब ते सरस रहें सरसति सांगुनी हें, 
भोरे-मोरे भावन ते भूरि भरी-पूरी हे 
हरिआध' सौति के सुहाग ते सुहागिनी है 
सास आओ ससुर की सराहना ते रूरी हे, 
पति-पृत-प्यार-मान-सर की मरालिका है 
परिवार-पूत-प्रेम-पयद-मयूरी हे। 


८९ 


( २४ ) 


बर-दार बनति, कुदारता निवारति है, 
अनुदारता हूँ में उदार दरसति है. 
पर-पति-पूत को स्व-पति-पूत सम जानि 
पावन-प्रतोति पूत-पग परसति 
हरिओंध” परिवार-हित नव-बीरुध पे 
बिहित-सनेह-बर॒ बारि बरसति 
अनरसहूं में रस-बात विसरति नाँहिं 
रसमयी-बाल रोस हूँ में सरसति है। 


/ 
"ः 
न्जँ के 


१2345 


$॥ 


बानी के समान हंस-बाहनी रहति बाल 
नीर-छीर पिमल-बिबेक बितरति हैं 
सती के समान सत धारि, है सुखित होति 
बामता में बामता ते राखति बत्िरति है 
हरिओंध! रमा सम रमति मनोस्म में 
भाव अमनोरम ते लरति, भिरति है 
पूत-अ्रम-पोत पे अपार पूतता ते बैठि 
परिवार-प्यार-पारावार में फिरति है 


जाति-प्रेमिका 


सरसी समाज-सुख-सरसिज-पंज की है 
सुरुचि-सलिल को रुचिर सफरी सी है. 
नाना-कुल-कालिमा-कलुख की कल्िंन्दजा है 
ऊल-करतूत-मंजु मालिका ह्वरी सी है: 
'हरिओध!' बहु-अम-भंवर-समूह.. भरी 
सकल-कुरीति-सरि सबल-तरी सी है. 
जाति-हितपादप-जमात नव-जीवन हे 
जाति-जन-जीवन सजीवन-ज़री सी है 


8 3) 


भारतीय-भव-पूत-भावन-विभूति.. पाइ, 
भावसयी अपने अभावन हरति है 
अवलोकि अवलोकनीय-बहु-बैभव को, . 
काल-अनूकूल अनुकूलता करति हे; 
हरिआंध” भारत को आुव-सिरमोर जानि 
भावना में बिभु-सिर्मौरता भरति है 
थारि घुर, सुधरि, समाज को सुधारति है, 
धीर धरि जाति को उधारि उधरति हे। 


कर 3 
देशु-प्रमिका 
गोरबित सतत अतीत गौरबन ते होति, 
गुरुजन-गुरुता है कहती, कबूलती; 
मुदित बनाति अवनी-तल में फेलि फेल, 
कीरति की कलित लता को देखि फूलती, 
'हरिओध” अकृति अलोकिकता अवलोकि 
प्रेम के हिंडोरे पे है पुलकित भूलती 
भारत की भारती विभूति ते प्रभावित हें , 
भामिनि भली हे भारतीयता न भूलती 


नयन में नयन-बिमोहन-सुमन छुबि 

सन में बसति मधु-माधव-मधुरिमा 
कंबि-कल-कंठिता हो बिलसति कानन में 

आनन «हैं. अमित-महानन की महिमा: 
'हरिओध' थी में, धमनीन में बिराजति है, 

बसधा-धवल, कर, कीरति, धवलिमा., 
अंग-अंग में है अनुराग-रागृ अंगना के 

रोम-रोम में हो रमी भारत की गरिमा। 


( २९६ ) 


'पग ते गहति पग-प्रग पे पुनीत पथ 
अमर-निकर-काज कर ते करति हें; 
गाइ-गाइ गुन-गन-पुगुन-निकेतन के, 
' संजु-बर लहि. बर-बिरद-बरति हे! 
 हरिओऔध” सानस में भूरि-कमनीय भाव, 
भारत की बन्दनीय-सूति के भरति हे, 
सुनि-धुनि-धार को परसि उधरति बाल, , 
घरती की धूरि ले ले सिर पे धरतिहे | 
कहाँ है मधुर-साम-गान मुखरित-मूमि, 
बानी के बिलास की कहाँ हैं 
कहाँ है. सकल-रस सरस-सरोज-पुंज, 
_ सुख-मूल-मानव - समाज - मंजु - अल्का ! 
हरिओध'. भारत-बिभव-बर-बायु-बल, 
बिकच-बने न केसे बाला-उर ऋलिका; 
प्रम-सुधा बिपुल-बिमुग्ध बघुधा में भरि, 
कहाँ पे बज्ञी है महा-मोहिनी मुरलिका ? 


धर्म-प्रमिका 


भजनीय-प्रमु के भजन किये भाव-साथ, 

यजनीय-जन के यज़न काज तरसे. 
लोक अवलोकि पर-लोक-साधना में लगें. 

बचे लोभ-मूल-लोक-लालसा-लहर से; 
'हरिओऔध! परम-पुनीत अंगना है होंति, 

बार-बार नेनन ते ग्रेम-बारि बरसे: 
घरम-घुरीन सहज-घारना के घरे, 

पग घूरि घरस-धुरूथर की परसे। 


# कक 
पृतत-पुलिका: 


( २७ ) 


जञालसा रखति है ललित-रुचि-लालन की, 
ला'क-हित-खेत को लुनाई ते लुनति है; 

रुचिर-विचार-उपबन में बिचरि बाल, 
चावन के सुमन-सुहावन चुनति है; 

'हरिओध” आठो जाम परम-अकाम रहि, 
भुवनामिराम-राम-गुनन गुनति हे; 

सुर-लीन मानस- निकुंज मॉँहि प्रेम-रली, 
मुरली-सनोहर की मुग्ली सुनति है। 


आल पे भलाई की बिभूति-भल बिलसति, 
नीकी-नीति निवसति नयन-निकाई में, 
रसना सरस है, रहति राम-रस चाखि 
लमति विमलता है लोचन-लुनाई मैं, 
'हरिओध' गरिसा ललित-गति मैं हे लसी, 
गुरुता विराजति है गात की गोराई मैं, 
लोक-हित कामना सकल-काम मैं हैं कसी, 
कमनीयता है. बसी कामिनी-कमाई में। 


खा /॥0४7॥" ह हैक 28 प्र, 
हर तााएक 


छुबि के निकेतन अछूते-छिति-छोर माँहि, 
काकी छुबरि-पुंजता छगूनी छल्नकति हे, 
वन-उपचन की ललामता ललाम हो हे, 
काकी 'लखि ललित-लुनाई ललकति है ? 
'हरिआँध' काको हेरि पादप हरे है होत, 
कुसुमाली काकी अवलोकि पुलकति हें. 
कौन बतरेहे बेलि माँहि काकी केलि हाति, 
कली-कली झा हि काकी कला किलकति है ९ 
आरा त्रृ० का ०-४ 


( न८ ) 


मन्द-मन्द सीतल-सुगन्धित-समीर चल्नि, 
प्राणि-पंज को पुलकि परसत हे 

भूरि-अनुराग-भरी ऊपा को कज्ित अंक 

कत प्रति बार हू सराग सरसत हे ? 
हरिआंध अन्त ना मिलत इन तन्तन को, | 

कत हूं सुहावनों दिगन्‍त दरसत हें, 
काकी सुधा-घार ते सुधाकर सरस बनि 

सारी बसुधा पे न्यारी-सुधा बरसत हे ? 


लहलहे काको लहे उलहे-बिटप होत 

कासों हिले लतिका ललाम हं-हे हिलती 
काके गोरवन ते गोरवित हू लसत गिरि, 

धन-रासि धरा काके बल सों उगिलती ? 
'हरिओध' होतो लोक में न लोक-नायक तो, 

कलिका कुसुम की त्रिलोकि काको खिलता, 
दमक दिखात काकी दमकति-दामिनी में, 

 । रे ६ बे! 
चांदनी में, चन्द्‌ मे, चमक काकी मिलती ? 


एक तिन ही ते है अनन्तता विदित होति, 
पथ-रज-कन हूँ कहत '"नेति! हारे हैं 
सत्ता की महत्ता पत्ता-पत्ता हे बताये देत 
काल की इयता गुने लॉसस बिचारे हैं 
हरिओध! अनुभूति-रहित बिभूति अह्दे 
 बिभव-पयोधि-चारि-बिन्दु लोक सारे हैं 
भव-तन में हैं भूरि-भूरि रवि-सोम भरे | 
बिभु रोम-रोम में करोरों व्याम-तारे हैं। 


( २6 ) 

देहिन को सुखित सनेहिन समान करि; 

पंखे अति-मंजुल-पवबन के हिलत हैं; 
चन्द के मनोरम-करन ते अवनि-काज़, 

चाँदनी के सुन्दर बिछावने सिलत हैं; 
'हरिओऔध' कौन कहे काके अनुकूल भये, 

सीपिन में मोती मनभावने मिल्त हैं; 
कीच मॉहि अमल-कमल बिकसित होत, 

धूरि माँहि सुमन सुहावने खिलत हैं। 


काल-अनुकूल केसे कारज-सकल होत, 
पिक कूके केसे सारो ककुभ उम्हतो; 
बिकसित केसे होति कला कुसुमायुध की. 
केसे लहराति जता, पादप उलहतो; 
'हरिऔषध' हेतु-भूत सत्ता जो न कोऊ होति, 
कुसुम-समूह. कुसुमाकर क्‍यों लहतो; 
वेहर क्‍यों डोलति बहन के मरन्द-भार, 
मलय-समीर मन्द-सन्द केसे बहतो ९ 


फूल खिले देखे के बिल्लोके हरे-भरे तर, 

भूलि निज-भाव ललचाई ललकें थक्कीं; 
जो थत्न दिखातो लोक-लोचन छबीलो-लाल, 

ओऔ रे ' छवि देखि वाँ उमंग-छलके छकीं; 
'हरिओध” उत भाष-हित में लुकत हरि, 

इत सुख-मुख-जोहि जोग-जुगतें जकीं; 
कित है. लसे न, बिलसे न? हृग सोहें कबो, 

आँखि में बसे हूँ ना बिलोकि आँखियाँ सकी । 


( ३० ) 


बसि घर-बार में बिसारे घरबारिन को, 

धरा-घरी बीच घेर-घारन के घेरे ते; 
तम में उँजारो किये उर को उ जेरा लहि, 
ह देखे जग-जीवन के जीवन को नेरे तें; 
"हरिओ्रौध” कहे भेद खुलत शअ्रभेद को हे, 

सारे फेर फारन ते मानस को फेर ते; 
कानन के कानन की बातन को कान करि, 

आंखिन की आँखिन को श्राख माँहि हरे ते । 


श्री अयोध्यासिद जी उपाध्याय के ग्रन्थ 


'काव्य-अप्रन्/-प्रेमामस्जु-नीरबि, प्रेमाम्जु-प्वाह, प्रेमाम्तु-परस्नत्रग, प्रेम: 
प्रपंच, प्रेम पुष्पोपहार, काव्योपवन, ऋजुसुकुर, प्रिय 
प्रवास, चुभते चोपदे, चोखे चोपदे, कल्मलता, बोल 
चाल, पद्मप्रसूत, पर्वप्रकाश, पारिजात, वैदेही बन 
वास | 

अज़भाषा--रसकलस ! 

गद्यअन्थ--ठेठ हिन्दी का ठाट, अधखिला फूल । 

अनूदित--वेनिस का बांका । 

संग्रह--सरस-संग्रह, कवीर बचनावली । 

इतिहास---हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास | 

'नाटक--रुक्मिणी-परिणाम, प्रद्युम्न-विजय व्यायोग | 


श्री जगन्नाथदास रल्ाकर' 


'रज्ञाकर जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल ६, सं० १६२३ वि० को काशी 
में हुआ । आपका वंश मुगल-काल से बरात्रर प्रतिष्ठित और सम्पन्न रहा 
है । आपने बी० ए.० प्रास करके 
फारसी के साथ एम० ए० की 
तैयारी की। कतिपय कारणों से 
परीक्षा न दे सके और आबागढ 
ग़ज्य में आप सेक्रेट्री के पद पर 
नियुक्त हुए | वहाँ से फिर डाक्टर 
रीद्रनाथ ठाकुर के आदेशानुमसार 
( जो आपके पिता के बड़े मित्र थे ) 
अयोध्या नरेश के यहाँ प्राइवेट सेक्रे 
टरी के पद पर काम करने लगे | 
उनके स्वग॒ंवास के पश्चा., उनकी 
मद्ाारानी के भी प्राइवेट सेक्रेटरी रहे ।आप फारसी ओर उद्‌ में भी 
ग्चना करते थे । 

विख्यात सरस्वती पत्रिका के प्राथमिक सम्पादक-मंडल में आप भी 
थ  व्रजमाषा-काव्य के क्षेत्र में आपका बहुत ऊँचा स्थान-है और जज- 
भाषा के आप प्रकांड विशेषत्ष ओर आधुनिक समय के ब्राजभाषा-कवियों 
में श्रेष्ठ, तथा काव्य-कला मर्म्मज्ष माने गये हैं । 

'गंगावतरण” और “द्धव-शदकों नामक आपके दो परमा-प्रशस्त 
काव्य-अन्श हैं । गंगावतरण” पर आपको अयोध्या की महारानी ने एक 
सहख्त ओर 'हिन्दुम्तानी एकेडेमी' भे अर्द सहसत से पुरस्क्रत किया था । 
आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कलकत्ता-वाले अधिवेशन के सभापति 





(६ ६ -) 


रहे । नागरी प्राचारिणी-सभा, हिन्दुस्तानी-एकेडेमी, रसिक-मंडल आदि 
कई संस्थाश्रों के आप सम्मानित सदस्य ओर संरक्षक भी रहे | आपने 
कई प्राचीन ग्रन्थों का सुन्दर सम्पादन भी किया । बिहारी-सतसई' पर 
आपकी 'बिहारी-र्लाकर' नामक टीका श्रेष्ठ है। सूर सागर का मी सम्ग- 
दन आपने बड़ी गवेषणा के साथ प्रारम्भ किया था, किन्तु आप उसे 
पूर्ण न कर सके । क्‍ 

प्राचीन-काव्य-अन्थों की खोज में बड़ी उत्कट अ्मिरुचि थां। नन्‍द- 
दास के समस्त ग्रन्थों का आप सम्यादन करना चाहते थे ओर बड़ी खोज 
से आपने उसकी सामग्री भी एकत्रित की थी। खेद है कि आपका असा: 
मयिक मृत्यु के कारण यह कार्य भी सूर-सागर के समान न हो सका । 

आपकी समस्त रचनाओं का संग्रह रत्लाकरंं नाम से काशी की 
भा ने प्रकाशित किया है। आपका स्वर्गवास हरिद्वार में संबत्‌ १६८६ 
बि० में हुआ | 


गंगावतरण 


तब नूप करि आचमन-मारजन सुचि रुचि-कारी, 
प्रानायाम पुनीत साधि चितनब्ृत्ति सुधारी: 
बहुरि अंजली बाँधि ध्यान त्रिधि को विधिवत गहि, 
मागी गंग उस्ंंग-सहित पूरब पअसंग कहि' 


बद्ध-अंजली देखि भूष विनवत मदु बानी, 

द मुसकाने विधि, आनि चित्त “चिल्लू-सर पानी”: 

लागे करन विचार बहुरि जग-हित-अनहित पर, 
पाप-पुन्य फल-उचित-लाभम मरजाद-खचित  पर। 


( ३ ) 


थुनि गुनि बर बरदान आपनोी ओ संकर को, 
सगर-सुतनि को साप-ताप झ तप नर-पति को, 
सुमिरि अखिल-जह्मांड-ताथ मन, साथ _ नवायौ, है 
सब संसय करि दूरि गंग-देबी ठिक ठायों; 
किये सजग दिग-पाल, व्याल्-पति-हृदय इहृढ़ायों, 
कोल, कमठ पुचकारि, भूधरनि धीर घरायों; 
स्वस्ति-सन्त्र पढ़ि, तानि तलन्त्र मुद-मंगल-कारी, 
लियो कमंडल,. हाथ चतु' चतुरानन-धारी । 


इत सुस्सरि की थार धमकि तिमुवन भय-पागे, 

सकल सुरासुर बिकल बिल्लोकन आतुर लागे, 
दहलि दसों दिग-पाल बिकल्ल-चित इत-डउत ध्मवत, 

दिग्गज दिग दन्‍्तनि दबोचि हग भभरि अ्रमावत ; 


नभ-मंडल थहरात, भानु-रथ थकित भयों छन, 

चनन्‍्द चकित रहि गयो सहित सिगरे तारा गन; 
पोन रहो तजि गोन, गह्मयो सब भोन सनासन, 

सोचत सबे सकाइ--कहा करिहे कमल्ासन 


बिन्ध्य-हिमाचल - मल्लय - मेरु - मन्‍्दर - हिय हहरे; 

ढहरे जद॒पि पयान, ठमकि तड ठामहिं. ठहर; 
थ्रहरे गहरे सिन्धु पव॑ विनहूँ लुरि लहरें, 

पे उठि लहर-समृह नेकु इत-डत नहीं ढहरे। 


हा 


गंग कहल्या उर भरि उमंग “ 
निज तंरग-बल जो 

ले स-वेग-बिक्रमः पतालसुरि तुरत सिधाऊं, 
अह्य-लोक को बहुरि पल्टि कन्दुक-इव आऊँ।?” 


तो गंग सही में, तु 
हर-गिरि हर-संग मही में; 


कि 


( 3३४ ) 


सिव सुजान यह जानि तामि भौंहनि मन माघषे 
बाढ़ी - गंग - उमंग - भंग पर उर अभिलापषे, 
भय संभरि सन्नद्ध भंग के रंग. रेँंगाए 
अति हृढ़ दीरघ संग देखि तापर चलि आए 


बाघम्बर को कलित-कच्छु कटि-तट सौं नॉँध्यों 
सेसनाग कों नाग-बन्ध तापर कसि बांध्यों 
व्याल-साल सों भाल-बाल-चन्दहिं. हृह कीन्यो 
जटा-जाल को भाह-ब्यूह गहर करि लीन्‍न्यी 


मुंड-माल,  यज्ञोपवीत ट-तट.. श्रटकाए 

गाड़िः सूल, सतगी-डमरू तापर लटकाए; 
नर जाहात कूरि फेंरि चाँपि चटकाइ आँगुरिनि, 

बच्छ स्थत्त उसगाइ, श्रीवः उचकाइ चाय-मभिनि ; 


तसाक ताकि भुज-दंड चंड फरकत चित चापे 

महिं दुबाइ, दुह पाय कछुक अन्तर सौं रोपे 
मु बल - विक्रम - जुगुल - खस्भ जग-थम्भन-हारे 

वीर-धरा पर अति गंभीर-हृढ़ता-जुत धार | 


जुगल कन्ध बल-सनन्‍्ध हुमकि हुमसा उचाए, 
3 ओज-दंड उदंड तोलि, ताने, तमकाए; 
कर जसाइ, करिहाई नेन नभ-ओर लगाए द 
गंगागस की बाट लगे जोहन हर ठाए | 


बल, विक्रम, पोरुष अपार दरसत आँग अँग तें 


बीर, रोद दोड रस उदार भलकत रंग रू ते 
नह भानु, सित-भानु-किर्न-बिरचित पट बर को 
भलक दुरंगी देति देह-थयू ति सिब-शंकर 


( रे# ) 


बचन-बद्ध  त्रिपुरारिं ताकि सन्नद्ध निहारत 

दियों ढारि बिधि गंग-बारि मंगल उनच्चारत;: 
चली. बिपुल-बल-बेग-बलित बाढृति ब्रद्वद्गव, 

भरिति भुवन भय-भार मचावति अखिल उपद्रव। 
निकसि कमंडल तें उमंगि नम-मंडल खंडति 

धाई धार अपार बेग साौं बायु-बिहंडति 
भयों घोर अति शब्द धमक सों त्रिभुवन तरजे 

महा मेघ मिलि सनहूँ एक संगहि सब गरखे ;. 


भरके भानु-तुरंग चमकि चलि मग सा सरके 
हरके बाहन रुकत नकु नाहिं' बिधि-हरि-हर के 
दिग्गज करि चिक्कार नेन फेरत भय थरके, 
धुनि-प्रतिधुनि सों धमक्कि घराधर के छर घरके |. 


कढ़ि-कढ़ि गृह सो बिबुध विविध जाननि पर चढ़ि-चढ़ि, 

पढ़ि पढ़ि मंगल-पाठ लखत कोतुक कछु बढ़ि-बढ़ि; 
सुर-सुन्दरी ससंक बंक दीरघ हृद कीने, 

लगीं मनावन सुकृत हाथ काननि पर दीने। 


निज दरेर सौं पौन-पटल फारति, फहरावति, 

सुर-पुर के अति सघन घोर घन घसि घहरावति:. 
चली धार घुधकऋ ारि धरा-दिसि काटति कावा, 

सगर सुतनि के पाप-ताप पर बोलति थावा।. 
बिपुल बेग सो कब॒हूँ उमेंगि आगे को धावति 

गो सी जोजन लों सुढ़ार ढरतिहिं चलि आवति 
फटिक-सिला के बर बिसाल सन्‌ बिस्मय बोहत, 

मनहेँ विसद-छद॒ अनाधार अम्बर में सोहत | 


( ४२६ ) 


स्वाति-घटा घहराति भुक्ति-पानिप सो पूरी, 

केधों आबति भुकति सुश्र-आभा रूचि-रूरी;: 
मीन-मकर-जल-व्यालनि की चल चिलक सुहाइ, 

सो जनु चपला चमचमाति चंचल-छब्रि छाई; 


रुचिर रजतमय के बितान तान्यों अति विस्तर, 
. मिरातिं बँद सो मिलमिलाति मोतिन की मालर; 
ताके नीचे राग्संग के हंग ज माए, 


सुर-बनितन के बृन्द करत आनन्द-बधाए; 


बर-बिमान-गज-बाजि चढ़े जो लखत देव-गन, 

तिनके तमकत तेज, दिव्य दमकत आभूपन; 
अतिबिम्ब्त जब होंत परम-प्रसरित-प्रवाह पर, 

जानि परत चहुँ ओर उए ब्रहु बिमल विभाकर; 
कबहुँ सु धार अपार-बेग नीचे को धाबे, 

हरहराति, लहराति, सहस जोजन चलि आग : 
मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन कौ पावत, 

पुन्य-खेत उत्पन्न हीर की रासि उसावत: 


के निज नाथक बॉँध्यों बिलोकत व्याल-पास तें, 

तारनि की सेना उ्दंड जउत्तरति अकास तें; 
के सुर-सुमन-समूह आनि सुर-जूह जुह्यारत, 

हर : हर . करि हर-सीस एक संगहि सब डारत | 


छहगवति छबि कबहुँ कोझ सित सघन बटा पर, 
फबति फेलि ज़िमि जोन्ह-छटा हिस-प्रचुर्र॒पटा पर; 
पतिहिं घन पर लहराति लुरति, चपला जब चमके, 
जल-अतिबिम्बित, दीप-दाम-दीपति सी द्मके; 


( ३७ ) 
कबहुँ बायु-बल फूटि छूटि बहु बपु धरि धातबे 


चहूँ दिसि ते पुनि डटति, सटति, सिमटति चल्नि आवे 
है # ५ है. पु 
सिलि-मिलि हे-ठे चार चार सब धार सुद्ाई, 


कक 


फिरि एके है चलति कल्ित बत्न-बेग-बढ़ाई | 


जैसे क्र के क्र बी 
जैस एके रूप प्रबत्त माया-बस में परि 
बिचरतन जग में अति अनृप बहु बिलग रूप घरि; 
पे जब ज्ञान बिधान इस सनमुख ले आये 


तन्न एक छ्व बहार आंसत आतस-बत्त पराव। 


जल सों जल टकराइ कहूँ उच्छुलत, उमंगत, 

पुनि नीचे गिरि गाजि चलत उत्तद्गञ वरंगत: 
सनु कागदी कपोंत गोत के गोत उड़ाए, 

लरि अति ऊँच उल्नरि गाति-गुथि चलित सुहाए। 


इहिं विधि धावति, धँसति, ढरति, ढरकति, सुख देनी 

मनहेँ सर्वोर्ति सुभ सुर-पुर की सुगम निसेनी 
बिपुल वेग-बल् बिक्रम के ओजनि उमगाई 

हरहराति, हरषाति, सम्भु-सनमुख जब आइई। 


भई थक्ित-लछबि छक्षित हेरि हर-रूप मनोहर 

हैं आनहिं के प्रान रहे तन धर धराहर 
भयों कोप को लोप, चोप ओरे उमगाई, 

चित चिकनाई चढी, कढी सब रोप-रुखाई; 


छोभ-छल्क हो गई प्रेम की पुलक अंग में 
थहरन के ढरि ढंग परे उछरति तरंग में 
अयो बैंग उद्देग पेंग छाती पर धरक्ी, 
हरहरान-धुनि बिघौटे सुरट . उघटी हर-हर को; 


( रेट 9 


कं 

भयो हतों श्र-मंग-भाव जो अव-निदिरन को 
तामें पल्टि प्रभाव परयों हिय हरि हरन को; 

प्रगगत सोइ अनुभाव भाव औरे सुखकारी 


० 


हे थाई उतसाह भयों रति को संचारी 


कृपा-निधान सुजान सम्भु, हिय की गति जानी, 
दियों सीस पर ठाम, बाम करि के मनसानी; 
सकुचति, ऐचति अंग गंग सुख-संग लजानी 
जटा-जूट-हिम-कूट-सघन-चन_ सिसिटि समानी 


पाइ इस को सीस-परस आनंद अधिकायों 
सोइ सुभ सुखद-निवास बास करिबों मन ठायो 

कहेँ पोन-नट निपुन भौन को बेग उधाग्त, 
* जल कन्दुक के बृन्द पारि पुनि गहत. उछारत: 


मनो हंस-गन मगन सरद-बादर पर खेलत, 

भरत भाँवरे जुरत, मुगस्त, उललहत, अवहेलत। 
कबहूँ बायु सों बिर्चाल बंक-गति लहरति धावे, 
मनहुँ सेस सित-बेस गगन तें उतरत आगे; 


कबडहुँ फेन उफनाइ आइ जल-तल पर राजे 

मनु मुकतनि की भीर छीर-निधि पर छत्रि छाजे । 
कत्रहु सुताड़ित ह्वू अपार-बल घार-बंग सा 

छुमित पोन फटि गोन करत अतिशय उउद्ेंग सं 


देवनिं के हृढ़-जान लगत ताके ऋकमारे 

कोड आंधी के पात होत कोछउ गगन-दिंडोरे: 
उड़ति.फुही की फाब फबति, फहरति छुबि-छा 

ज्यों परबत पर परत मोन बादर दरसाइ; 


( श८ ) 


तरनि किरनि तापर बिचित्र बहु रंग ग्रकासे, 

इन्द्र धनुष्॒ की प्रभा दिव्य दसहूँ दिसि आासे; 
मनु दिगंगना गंग न्हाइ कीन्हें निज अंगी, ' 

नव-भूधन नव-रतन-रचित सारी सत रंगी; 


गंगागम-पथ माँहि भानु केघों अति नीकी, 

बाँधी बन्दनवार बिबिध बहु पटापटी कीं; 
सीत, सरस सम्पक लहत संकरहु लुभाने 

करि राखी निज अंग गंग के रंग सुलाने 


बिचरन लागी गंग जटा-गहर-बन बीथिनि 

लहति सम्मु सामंप्य-परम-सुख दिननि निसीथिनि 
इहिं विधि आनन्द में अनेक बीते सम्बत्सर, 

छाड़त छुवत न बनत ठनत नव नेह परस्पर; 


यह देखि दुखित भूपति भये चित चिस्ता प्रगटी प्रबल 
अब काज कोन उपाय जिहिं सुरसरि आवे-अवनितल। 


द्रोपदी ऋन्दन 


घूंटहिं हलाहल, के बूड़ि हैं जलाइल में 

हम न कुनाम को कुलाहल करावंगी 
कहे रतनाकर' न देखि पाइबे की तुम्दे, 

पोर हैँ गंभोर लिए संगही सिधावगी 
हाय ! दुरजोधन की जंघ पे उधघारी बेठि 

ऐंटि पुनि ,केसें जग- आनन दिखावंगी 
बार-बार द्रौपदी पुकारति उठाए हाथ 

नाथ होत तुम से अनाथ ना कहावंगी। 


( ४० 9 


सानन्‍्तनु की सान्ति, कुल-क्रान्ति चित्र-अंगद की 
गंग-सुत आनन की कान्ति बिनसाइगी 
कहे 'रतनाकर! करन-द्रोन बीरनि की 
सॉन-सुनी धरम धुरीनता बिलाइगी 
द्रोपपी कहति अफनाइ, राजपूती सब 
उत्तरी हमारी सारी माहिं. कफनायगी 
द्रपद महोपति की, पंच पतिहें की, हाय ! 
पंच पतिहूँ के पतिहूँ की पति जाइगी; 


पांड की पतोह भरी स्वजन सभा में जब 
_ आई एक चीौर सोौंतों धीर सब ख्वे चुकी 
कहे 'रतनाकर!ः जो रोइबौं हतों सो तब 
थाड़ मारि, बिलखि, गुहारि सब रव चकी. 
मटकत सोझ पट बिकट दुसासन है 
अब तो तिहारी हूँ कृपा की बाट ज्वे चुकी 
पॉच-पाँच नाथ होत, नाथनि के नाथ होत 
हाय ! हो अनाथ होति, नाथ ! बस ह चुकी 


भीषम को प्रेरों, कनहूँ को मुख हेरों हाय 

सकल सभा की ओर दीन दृग फरों में, 
कहे 'रतनाकर' त्यों अन्धहँ के आगे रोड 

खाइ दीठि चाहति अंनीठिहिं निबेरों में 
हार जदुनाथ-जदुनाथ हूँ पुकारि नाथ! 

हाथ दाबि - कदृत करेजहिं वरेरों में 
देखी रजपूती की सस्ल करतूता श्रब 


एक बार बहुरि गुपाल ” कहि टेसें में 


( ४१ ) 


दीन द्रोपदी की परतन्त्रता पुकार ज्यों हों 
तन्‍्त्र-बिन आई *मन-जन्त्र बिजुरोनि पे, 
कहे 'रतनाकरः त्यों कान्‍्ह' की कृपा की कानि 
आनि लसी चातुरी बिहीन आतुरीनि पे; 
अंग परयों थहरि, लहरि दृग-रंग परयो 
तंग परयों बसन, सुरंग पंँसुरीनि 
पंचजन्य * चूमन हुमसि होंठ बक्र लाग्यो 
चक्र लाग्यों घूमन उसमंगि अँगुरीनि पे। 


आचक चकित सब, जादव-सभा के नाथ 

बाोलि उठे, “कोरव-गुमान अब छूटेगों;” 
कहे 'रतनाकर!' बहुरि पग रोपि कह्यों, « 

पाडव बचारनि कों दुख अब छूटगो;” 
अम्बर को, काल को, हली का, हनि-हरहूँ को 

सन्‍तत  अनन्तता-बिधान जब छूटेगी 
छूटेगी हमारों नाम भक्त-भीर-हारी जब 

द्र पद-सुता को चीर-छीर तब छूटगोा 


भरि दग नीर ज्यों अधीर द्रोपदी हें दीन 

कीन्यों ध्यान कान्ह की महान प्रम्ुता को हे 
कहे रतनाकर! त्यों पट में समान्यों आ 

अकल, असीम माइ दीन-बन्धुता को हे; 
भोचक समाज सब ओचक पुकारि उस्यो 

गारि उम्यों गहब गुमान गरुता को हे, 
चौंदही अनन्त जग जानत हुतो पे यह, 

पन्‍द्रही अनन्त चीर' द्ुपद-सुता को है। 


श्र 


( ४२ ) 


बोलि उठे चकित सुरासुर जहाँ ही तहाँ 

हा : हा! यह चार है के धीर बसुवा कौ है 
कहे 'रतनाकर' के! अम्बर दिगम्बर को, 

केधों परपंच कौ पसार त्रिधिना कौ हे ?” 
केधों सेसनाग की असेस कंचुली है यह 

केधों ढंग गंग की अभंग महिमा को है ? 
केधों द्रौपदी की करुना कौ बरुनालय है 

पारावार केधों यह कान्ह की कृपा कौ है ?! 


परम-सपूत घरमध्वज रहे हैं बनि 
गरथ सकल पुरुपाग्थ ब्रिसारे 
कहे “रतनाकरः असीम बल भीम हारे 
सूके सहदेव, भये नकुत नकारे हे; 
भीषम ओ द्वोनहूँ निहारि मॉन घारि रहे 
माष नाहिं ताको, ये तौ बिबस बिचारे हे, 
सालत यहे के हाथ हालत न राबरी हू 


कफ 


मानो आप नाहें दुख देखत मारे हैं । 


च्च्के ड 


ड् 
जी रद है 


जज 


अम्बर लों अम्बर अनन्त द्रीपदी को देखि 

कण सभा की प्रतिभा यौं भई ढंग हे, 
को कहे अन्ध-भूष-मोह-अन्ध नासन कों 

पार चन्द्रका की चह्ली चादर अभंग हे 
कोऊ कहे ऊरु-कुल-रूप-पाप खंडन कौ 

उम्रड़ति अखिल अखंड धार गंग. है. 
मेर जान दीन- ठुख-छन्‍्दर दरिबे को यह 


कैरुना-अपार-रतनाकर”- तरंग हे 


६. हर 2) 


केधों पांड-पूतनि को कछुके पखंड या में 
कोऊझ अभिहार के सभा को ज्ञान लूख्यों है 
केधों कछु वाही कल-छल-'रत्राकर कौ, 
नटखट नाटक इहाँ हूँ आनि जूत्यों हे; 
कहत दुसासन उसास न सेंभारयों जात 
साहस हमारों जात सब बिधि छूट्मों हे 
लागि गए अम्बर लो अखिल अटम्बर पे 
द्रपद-सुता कौ अजों अम्बर न खूल्यों है। 


भोष्म-प्रतिज्ञा 


भीषम भयानक पुकारयों रन-मूमि आनि 

छाई छिंत छत्रिनि की गीत उढि जाइगी, 
कहें 'रतनाकर' रुघिर सोौं रुँघेगी धरा, 

लोथनि पे लोथनि की भींति उठि जाइगी; 
जीति उठि जाइगी अजीत पंडु पूतनि की, 

मूप दुरजोधन को भीति उठि जाइगी, 
केतो प्रीति-रीति की सुनीति उठि जाइगी, के 

आज हरि-प्रन॒ की प्रतीति उठि जाइगी ? 


पारथ बिचारों पुरुषाग्थ करैगो कहा, 
स्वारथ-समेत. परमारथ. नसेहों 
कहे 'रतनाकर” प्रचारयों रन भीषस यों 
आज दुर्जोधन को दुख दरि देहों में 
पंचनि के देखत प्रपंच करि दूरि सबे 
पंचनि को स्वत्व पुंच तत्व में मभिलेहों में, 
हरि-प्रन-हारी-जस धारि धरा हे सान्‍्त, 
सान्‍तनु को सुभट सपूत कहवेहों में।” 
आ० त्र० कॉ०--४ 


| 


( ४४ ) 


मुंड लागे कठन, पटनः काल-कंड लागे 
रुड लागे ल्ोटन निमूल कदलीनि लो 
कहे. 'रतनाकर! बिहुंड-रथ-बाजी-मुंड 
. लंड-मंड लोट परि उलछरि तिमीनि लो 
हेरत हिराए से परस्पर संचित चुर, 
पारथ ओ सारथी अदृर दरसीनि लो. 
लच्छ-लच्छ भोपम भयानक के बान चले 
सबल, सपरछ फुफुकारत, फनीनि लो 


भीषम के बाननि की म्रार इमि साँची गात, 
एकहूँ._ न घात सव्यसाची करि पांव हैं 
कहे रह्लाकर' निहारि सो अधीर दसा, 
त्रिभुवन-नाथ-नेन नीर भरि. आवे हैं: 
बहि-बहि हाथ चक्र ओर ठहिं जात नीठि, 
रहि-रहि तापे वक्र दीठि पुनि थधावे हें: 
इत प्रन-पालन की कानि सकुचावे, उत्त 
भक्त-भय-घालन की बानि उसगावे है। 


छूत्यो अवसान मान सकल धनंजय को, 

धाक रही धनु में न साक् रही सर में 
कहे 'रतनाकर!' निहारि करुनाकर के 

आई कुटिलाई कलु भौंहनिं-कगर में; 
राकि कर रंचक अरोक बर बानने की 

भीषम यीं भाष्यों मुसकाइ मन्द स्वर में 
चाहत बिजे को सारथी जो कियो सारथ तो 

बक्र करो भृकु्टी न चक्र घसें कर में |” 


( ४४ ) 


चक्र भ्रकुटी के चक्र-ओर थष फेरत हीं, 

सक्र भए अक्र उर थामि थहरत हैं, 
कहे “रतनाकर' कल्ाकर अखंड मंडि 

चंडकर जानि प्रले-खंड हहरत हैं; 
कोल कच्छ-कंजर कहलि हलि कार खीस 

फननि फनीस के फुलिंग फहरत हैं 
मुद्रित तृतीय हुग रुद्र मुलकाबव सीड़ि 

उद्गेत समुद्र अद्दि भद्र भहरत हैं। 


८24 


जाकी सत्यता में जग-सत्ता को समस्त सत्व, 
ताके ताकि श्रन को अतक्त्व- अकुलाए हैं, 

कहे 'रतनाकर' दिवाकर दिवस ही मैं, 
... मंप्यों कँपि कूमत, नछत्र नभ छाए हैं 

गंगानन्द आनन पे आई मुसकानि मन्द, 
जाहिजांहि. वृन्दारक-बुन्द सकुचाए हैं, 

पारथ की कानि, ठानि भीषम सहारथ की, 
मानि जब बिस्थ रथांग घरि थाए हैं। 


ज्यों ही भए. बिस्थ रथांग गहि हाथ नाथ, 

निज प्रन-भंग को रहो न चित चेत है; 
कहे 'रतनाकर' त्यों संग ही सखा हूँ कूदि, 

आनि अरयों सोहे हा! हा! करत सहेत है 
कृलित कृपा आओ. तृपा द्विमग समाहे पग 

पलक उठ्योई रहो पफलक-समेत है 
धरन न देत आगे अरुझि धनजय ओ 

पाछे उसे भक्त-साव परन न देत हे। 


€ सलाकर' से ): 





बिरह-बिथा की कथा अकथ अधथाह महा, 
कहत बने न जो ग्रबान सुष्बीनि सो; 

कहे 'रतनाकर' बुझावन लगे ज्यों कान्ह, 
को कहन-हेत ब्न्न-जुब्॒तोनि सा; 

गहबरि आयो गरों भभरि अचानक स्टयों 
प्रेम परयो चपल चुवाय पुत्ररानि सा , 

नेकु कही बेननि, अनेक कहां नेनर्नि सा 
रही-सही सांझ कहि दान हिचकांनि सो। 


नन्‍द ओ जसोमति के प्रेम-पगे पालन की 

ज्ञाड़ भर ज्ञालन का लालच लगावती 
'कहे 'रतनाकर' सुवाकर-पअभा सा सढ़ां, 

मंजु झग-नेनिनि के गुन-गन गावती ; 
जमुना-कछारनि को, रं+-रख-राग्न की, 

विपिन-बिहारन को होंस हमसावती 
'सुधि अज-वासिनि दिवेया सुख्र-रासिनि की 

ऊधो नित हमकों बुलावन को आबती 


चलत न चारयों भाँति फोटिनि बिचारयों तऊ 
दाबि-दाबि हारयों पे न टारयो टसकत हे ; 

परम गहीली बसुदेव-देवकी का मिल्री 
चाह-चिसटां हूँ सों न खेंचों खसकत हे 

'कढ़त न क्‍यों हूँ हाय! बिथके उपाय सबे 
धीर-आक-छीर -हँ न धार घसकत 


थो |! त्रज-बास के बिज्ञासनि को ध्यान धॉँस्‍्यौं 
निसि-दिन कॉटे लों करेजें कसक्रत है। 


£ अ 


रे 


( ४७ ) 


रूप रस-पीवत अधघात ना» हुते जो तब 

सोई अब आँस हें उबरि गिरिबों करें, 
कहे 'रतनाकर' जुड़ात हुते देखें जिन्हें 

याद किऐ तिनकों आँवाँ सीं घिरिबो करे; 
दिननि के फेर सौं भयो हे हेर-फेर ऐसो 

जाकों हेरि-फेरिं हेरिबोई हिंरिबों करें, 
फिरठ हुते जू | जिन कुंजनि में आठो जाम 

नैननि में अब सोई कंज फिरिबों करें। 


५्र 


गोकुल्ल की गेल्-गेल, गेल-गेल ग्वालन की, 
गोरस के काज लाज, बस के बहाइबों, 
कहे “रतनाकर' रिफ्ाइबों नबेलिनि को,« 
गाइबो-गवाइबों ओ नाचिबों नचाइबों 
कीबो ख्रमहार मनुहार के बिविधि-बिधि 
मोहिनी मृदुल, मंजु बाँसुरी बजाइबो 
ऊधो सुख-सम्पति-समाज ब्रज-मंडल के 


भूल हूँ न भूल भूले हमका सुलाइबो 


मोर के पखावनि को मुकट छबीला छोरि 

क्रीट मनि-मंडित घराइ करिंहे कहा 
कहे 'रंतनाकर” त्यों माखन सनेही बिल 

पटरस-व्मंजन चबाइ. करिंहे. कहा 
गोपी-ग्वाल-बालनि को मोंकि बिरहानल में 

हरि सुर-वुन्द की बलाइ करिहे कहा ? 
प्यारा नाम गोबिन्द-गुपाल को बिहाय हाथ ' 

ठाकुर त्रिल्ञोक कहाइ करिहें कहा 


( ४८ ) 


कहत गुपाल, माल मंजु अनि-पंजन की 
गंजनि की माल की मिसाल छत्रि छाव॑ ना; 
कहे 'रतनाकर!' रतन में किरीट अच्छ, 
मोर-पच्छु अच्छ-लच्छ-अंसह सु भाव ना ; 
जसुमति मैया की सलेया अरूु साखन का 
काम-धेनु-गोरस हु गूढ़ ग़ुन पाव॑ ना; 
गोकुज्ञ की रज के कनूका ओर तिनृका सम 
सम्पति त्रिज्ञीक की विलाकव मे आव ना । 


राधा-मुख-मंजुल सुधाकर के ध्यान ही सों 

प्रेम-रतनाकर' हिये यों. उम्रगत हो 
स्‍्यों ही “बिरहातप प्रचंड सों उमंडि अति, 

ऊरधथ उसाँस को भकार थो जगत हे 
केवट बिचार को बिचारों पति हारिं जात; 

हांत गुन-पाल  ततलकाल. नम-गत हैं, 
करत गेंभोर घोर-लंगर न काज कछू, 

सन को जहाज डगि बन लगत &। 


ञ्ऊ $ 


सील-सनी सुरुचि सुबात चले पूरब की 
ओर आप डेंसगी दृगनि मिदराने नें. 
कहे 'रतनाकरः अचानक चमऋर उठी हि 
उर घन-स्याम के अधीर अकुलाने नें 
आसाछज्न दुरदिन दीस्गो सुरूपुर माँहिं, 
ब्रज में सुदिन. बारि-वृन्द दरियाने 
नीर को प्रवाह कान्ह-नेननि के तीर बच्मों 
धीर बल्यो उऊधौ-उर-अचल रखाने तें। 


( ४6६ ) 


प्रम-भरी कातरता कान्ह की प्रगट हात, 
ऊधव अबाइ रहे ज्ञान-ध्यान सरके; 
कहे 'रतनाकर” धरा को धीर घूरि भयो, 
भूरि-भीति-भारनि फर्निंद-फन फर क; 
सुर, खसुसराज खसुह-स्वासर्थ सुभाव-सन 
संछतय समाय धाण्-धाम बिधि-हर के; 
आई फिरि आप ठाम-ठाम ब्रज-गामनि के, 
विरहिन बामनि के बासम अंग फरके। 


उद्धव-कथन 


हत-खेत माँहि खोद खाँइ सुद्ध स्वारथ को 

प्रेम-तन गोपि राख्यों ताप गमनों नहीं; 
करनी ग्रतीति-क्ाज करनी बनावट को 

राग्वी ताहि हेरि हिये होसति सनों नहीं; 
बात में लगे हैं ये ब्रिसासी ब्रज़बासी सबे 

इनके अनोखे छुल छुन्दनि छूनों नहीं: 
बारनि कितेक तुम्हें वारन कितेक करें 

बारन-उबारन हे. बारन बनी नहीं। 


पाँचौ तत्व माँहि एक सत्व ही की सत्ता सत्य 

याही तत्ब-ज्ञान को महत्व सत्रति गाया 
तुम तो बिबेक 'रतनाकर! कहा क्‍यों पुनि 

भेद प्च-मोतिक के रूप में रचायो 
गोपिन मैं, आप मैं, वियोग ओ सँँजोगहू में 

एके भाव चाहिए सचोप ठहरयायों 
आप ही सों आपु को मिलाप आ विछीह कहा 

मोह यह मिथ्या सुख-दुख सब ठायो हे। 


५ 


दीपत दिवाकर को दीवक दिखावे कहा 
तुम सन ज्ञान कहा जानि कहिबो कर 
कहे 'रतनाकर' पे लोडकिक लगाव मानि 
मरम अलौकिक की थाह थहिबोी करें: 
असत असार या पसार में हमारी जान हे 
जन भरमाये सदा ऐसे रहिबयो करें : 
जागत आओ पागत अनेक परिपंचनि में, 
जैसे सपने में अपने को लहिबों करें 


कृष्णोत्तर 


हा ! हा! इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम, 
बिसद्‌बिबेक - ज्ञान - गोरव - दुलारे ह; 
प्रेम रतनाकर! कहत इमि ऊघव साौं, 
थहरि करेजों थामि परम दुख़ारें ह्व: 
सीतल करत नेकु ही-तल हमारों परि, 
_बिषय-बियोग-ताप-समन पुचार दछु: 


गोपिन के नेन-नीर-ध्यान-नलिका हें था े 
टइगनि हमारे आइ छूटत फुहार हछ। 


>+्कू 
क 4चछ छ 


्यप्यजन, 


प्रेम-नेम निफल-निवारि. उर-अन्तर तें, 
ब्रह्म-ज्ञान आनंद-निधान भरि लेहें हम 
कहे. 'रतनाकर' सुधाकर-मुखीनि-ध्यान 
आँसनि सों धोइ जोति जोड जरि लेहें हम : 
आबो एक बार धारि गोकुल-गल्ली की धूरि, 
' तब इहिं नीति की प्रतीति घरि लेहें हम : 
मन सों, करेजे सों, स्वन-सिर-आँखिन सौं 
ऊधव तिहारी सीख भीख करि लेहें हम! 


( ४१ ) 


बात चल जिनकी उड़ात घोर* घूरि भया ॥॒ 
ऊधो मन्त्र फूंकन चले हैं तिन्हें ज्ञानी हें: 
कहे 'रह्लाकर गुपात्ञ के हिये में उठी 
हूक मूक भायनि की अकह कहानी 
गहबर कंठ हू न कढ़न संदेस पाया, 
नेन-मग तोलों आनि बेन अगवानी 
प्राकृत ' प्रभाव सो पलट मनमानी पाई, 
पानी आज सकल संवारयों काज बानी हं। 


्रक 


ा 


तय गन 


ऊधव के चलत गुपाल-उर माँहि चल,- 

आतुरी मची सो परे कहि न कबीनि सौ; 
कहे 'रल्लाकर! हियो हूँ चलिबे कों संग 

लाख अभिलाष ले उमहिं बिकलीनि सो; 
आनि हिचकी हें गरे बीच सकस्‍्योई परे 

स्वैद हे रस्योई परे रोम-मॉँमरीनि सौं; 
आनन-दुवार तें उसाँस हे बढ्योई परे 

आँस हो कह्योई परे नेन-खिरकीनि सों। 

( ऊधव-शतक से ) 
श्री रल्लाकर जी के ग्रन्थ 


काव्य---हरिश्चन्द्र, हिंडोला, कल-काशी, गंगावतरण, ऊधव-शतक । 
मुक्तक--<श गार लददरी, गंगाविषए-लहरी, रतनाष्टक, वीराश्क, द्रोपदी 


ऋंदन, भीष्माष्टक, प्रकीण पद्मावली | 


सम्पादित--हम्मीरहठ, बदिततरंगिणी, कंठामरण, बिहार-रज्ञाकर, 


सूर-सागर ( कुछ अंश ) 


रीति-प्रन्थ--प्रनाक्षरी-नियम-रत्लाकर ! 


आपकी समस्त रचनाओं का संग्रह हे-- रज्ञाकर 
“पट ज+ .. 


लाला भगवानदीन दीन 

टीन जी का जन्म जिला फतेहपुर के बसबट ग्रापत में श्रावण शुक्ल 
&, संबत्‌ १६२३ वि० में हुआ था। इनके पूर पुरुष राबपरली में रहा 
करते थे। सन ४७ के पश्चात ये लोग जिला फतेहपुर में आ बस | 
११ बप की अवस्था में किया 
दीन जी की माता का आह 


8 हि 

देहान्त होगया | इनकी पी ४2 ्क 
है हे हच बढ 

६ क्र के हम हि ्‌! आस 4४ 7 | १ ४/ पु! कि ० 
शिक्षा एफ० ए० के कि ५५०३३ 
हे ' + ' 

रँ ५ पर 


आगेनहोसकी। आप... ८४... /०० 
कुछ दिन तक कायस्थ हे कर ६ 
पाठशाला के अध्यापक 2. ह मल ह 
रह कर छतरपुर के ! 





॥ हु (0५ 
। सा 
के हर हि ५ ५५ कै 
महारा स्कूल म॑ | है, 
हु [हट का ५ अं हि 
यु । क्र ग 5५, “है भू ॥ह कं ५] रा ह ध + 
! गये। वंः 0 20 
नियुक्त (्‌ | | $। द्दां ६ 6 |. सर , कप ४ [ ५ 7 हैं 20) 50 अर ५ भर 
के (5 ' ह हट! छा हट हु ४, ्‌ ४ 4.३ नह हर [५ मे. हरा पाए |! | 
संत ह््ल्त “न ॥हप पीट कर १ 02४ १४  मिक 20 ४!) पा 5 (४ एक ५ | 
इनकी पहली स्लीका.. ,. 5 2 0 कक है 
ह दे्‌ ३ री 6 3 आफ जप ४2268 (60 04 027740002[ “पई 
हार हो गये | प्न्क », ० 7 गा 8] ८ 
हान्त ह्‌ [। शनक न १५ 26 


रु हि कलह |! +$ ७ 


शा! 
3 8 है 
५ रे 


८ «& 7 
2१ रू एल ही 






दूसरी स््री प्रसिद्ध कवि-.. 8४, का 
यित्री बुन्देला-चाला थीं; 2 
बाल्यकाल से ही 
हिन्दी-कविता की ओर 
'लाला जी को प्रवृत्ति थी। उद्‌ में भी आप सेशन उपनाम से रचना 
किया करते थे । 
तरपुर से दीन जी सेन्ट्रल-हिन्द-ऋलेज काशी म॑ फारसी के शिक्षक 
होकर आये। वहीं नागरी-प्रचाग्णि समझा के प्राचीन अन्‍्यों का सम्पादन 
भी करने लगे | इसी समय इन्होंने बीर-पंच-रत्नो नामक वीर काव्य 
लिखा। हिन्दी-शब्द-सागर' के सम्पादक-मंडल में भी लाला जी ने काम 


आह -) 


किया । तदनन्तर हिन्दो-विश्वविद्यालय म॑ हिन्दी के अ्रध्यापक हुए । 
साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं के लिए इन्होंने हिन्दी-साहित्य-विद्यालय 
की स्थापना की, जो अब तक अपना काय कर रहा है| कुछ दिनों तक 
आपने गया को लक्ष्मी नामक पत्रिका का सम्यादन भी किया 
लाला जी समस्या-पूति कला में बड़े निपुण थे ओर अलंकार आदि 
के अच्छे मम्मंज्ञ | कहना चाहिए कि श्राप लेखक, समालोचक, सम्पादक 
अध्यापक, व्याख्याता ओर कवि होकर अच्छे साहित्यकार थे । 
लाला डी ब्रजभापा ओर खड़ी बोली दोनों में सुन्दर कबेता करते 
थे। हाँ ब्रजमापा के आप पूण पक्षपाती थे । आपकी भाषा सरल, सचल 
आर मावपृर्ण रहती है। शैली प्रायः अलंकृत तथा कला-पूण है। चातुय 
ओर चमत्कार आपको प्रिय था | 
लाला जी सरल प्रक्ृति के स्पष्टयादी, भावुक आर शुणनआही थे | 
साहित्यानुराग आप में खूब था, प्रमोद-प्रिय आर अध्यवसायी भी थे। 
आपके कोई सनन्‍्तान नहीं है । लाला जो का देहावसान श्रावण शुक्ल ३, 
बत शै६८७ बि० को काशी म॑ हुआ । 
किक 
सय-सवागत 
स्वागत | हे रस-रासि रसिक-मन सोद उसाग्न , 
स्वागत ! सघन पयोद्‌ चंड-कर-ताप- निवारन ; 
स्वागत! सुधा-समूह जगत-जन-दोनन-दाता , 
स्वागत ! घाराधरन बराधर अहमिति-हाता ; 
है अम्बरचारी सरस-बर, प्रिय-दरसन, सनन्‍्ताप-हर, 
जन 'दीन'-हीन चातऋ सरिस, स्वागत करत पसारि कर ! 
वे चतुरानन चतुर वेद-घुनि हरिहें सुनावत 
तुम करि धुनि गम्भीर सुरस चॉमुख वरसावत 
वे निज कला पसारि जगत-जीवन उपजावत . 
तुमहँ जीवन-दानि बने निज ब्रिभव दिखावत ; 


( ४ ) 


वे अज कहाय, कमलज बने कमलन के सुद्दद अति , 
हे रस-निधि ! हे घनस्याम ! तुम, प्रजापतिहु के प्रजापति। 
पवन-तनय हनुमान राम की आयसु पाई , 
सीता-खोजन-काज सकति आपनि दरसाई ; 
तेरे जनक गंभीर मिन्धु की लॉँघी सीमा, 
तब ते विषधः-सरिस तुमहूँ करि क्रोध असीमा। 
सोइ बेर चुकावन हेत तुम. पवन सीस नित पद धरत ,. 
हँ घन बर ! तुम हनुमान ते कछुक सबल ही लखि परत | 
वे सूछम ते धूल, धूल ते तघु हे जाते 
तुम सूछ्ोम ते अमित रंग आकृति धरि भाते 
वे व्यापक सवत्र. तुमहुँ सर्वत्र बिहारी, 
वे निर्मल रस एक. तुमहँ निरमल अविकारी ; 
जन ज्ञानी उनको लखत है, तुम बिज्ञानिन-मन हरत , 
हे घन ! तुम निरणुन ब्रह्म ते, कछुक प्रबल्लन ह लखि परत। 
वे पीताम्बर-धरन, तुमहँ नित चपला धारी 
वे पहिरत बन-माल, इन्द्र-धनु तब छुबिकारी 
वे सिर घारत पंख, मोर तुम पर बलिहारी . 

वे गोपिन सुखदानि, तुमहूँ गो-कुल-सुखकारी ; 
वे थामा को सुमनस हरत, तुम स्यामा सी छत्रि करत 
है घनवर ! तुम श्रा कऋष्ण ते, कछुक प्रबल ही लखि परत। 
वे राब कुल्न-संजात तुमहूँ बर रबि-कर-जातक 
वे निसिचर-दल-दमन, तुमहँ निसिच्चर, पति,हातक ; 
वे धनुधर अश्रख्यात, तुमहूँ सुमनस-बलुवारी ' 
उनकी सुछबि अथोर, सॉरस तन आम तिहारी ; 
वे सदल बाँघि अम्बुधि तरे, तुम बिन खम सागर तरत , 
हूँ घन-बर ! तुम श्रीराम ते, कछुक प्रबल ही जखि परत 


22 


( ** ) 


स्वागत | हे प्रिय मेघ ! अर्लें आये तुम भाई , 
हरपे मेंढक, मीन, मोर, मानव खुद पाई ; 
चातक-बोलनि-व्याज घरा यह देत बधाई ' 
गोकुज्न स्वागत करत संधि निज सीस उठाई : 


किक 


निज मुकुट फेंकि नग-राज ये, कर पल्‍लवन डोलाय द्र म 
सब स्वागत करत पयोद ! तब. आओ-आओ मित्र ! तुम ' 


रामगियाश्रम 


राम-सेल-सोभा अति सुन्दर बरनि सके कबि को हे , 
जाके रूप अनूप बिलाकत सुर-नर को मन माहे 
राम-लखन-सीता-पद अंकित क्घों भूंम तल सोहे 
किधों त्रिपुंड-सहित आंत सोमितभाल्न बिन्ध्य-गिर फो हे ? 


सीतल सरमभित-सन्द्‌ पवन नित बहुत हुलास उभारे 
प्रानायाम बायु के बिन्ध्या-दरी नांसकन .कारे 
भर-मफर-मर-मरनन-रव गूंजत खग-सूग अटठत हुंकारे 
किधों बिन्ध्य-जागाश ध्यान-रत प्रनव॒ मन्त्र उच्चारें ? 


ऋषि मुनि कृत कल साम-गान यह किथों प्रमोद पसारे , 
ध्यान-सगन जोगास बिन्ध्य धों सोहम सब्द डचारे ? 
सुकृती जन कृत होम-घूम की किधों सुर्गान्धि घटा दे , 
किधोंबिन्ध्यगरिजोंगि-राज की अनुपम जटिल जटा है ? 


सोहत सुश्र तंग सिखरन प घन बिचित्र छुबि-घारी 
किधा बिन्ध्य दरसन-हित आये सरचढ़िबिबिध सवारी ! 
संकुल-लता बिटप छाये घन, रबि-कर निकर न पेठे 
'किधों बिन्ध्य लोहेंड़ा ओंधाये मुनि लोमस बनि बेठे ? 


( £$ ) 


दर सीतल् सुच्छु समाकृति फटिक-सिल्ना मन मोहें 
किधों विन्ध्य मुनिवर के अनुभव सच्छ सबब पे सोहें 
बिसल जलासय-निकटजीव सब निज-निज ताप बुझाये 
किधोबिन्ध्यगिरि सिद्धराज तें सब्र निज रुचि रस पाबें ? 


सरद समय दिन रेन जलासय कमल-कुमुद्‌ युत सो 
मना सान्त-रस-पून भगव-सन रहते सदा बिकसोंहें : 
सुस्थर-॑त्रेमलसरन सह परि निसिनभतरु-गनप्रतिर्लाया 
ज्यों हरिजन के बिमल हृदय महाँ वपु-विराट दरसाया ? 


हिस-ऋतु पाय तुंग सिखरन पे, घवल हिम-छुटा छावे 
साना नस बिन्ध्याहिं तपसी गुनि कम्बल धवल आदढ़ावे 
अथवा प्रबल देखि क॒लि-कालहिं निज मन भीति बढ़ाये ? 
राम-चरन-आखम-हित गिरि पे बटुरि सतोगुन आवे ? 


सिसिर काल महँ तृन-तरु-बूतती, निज-निजञ्ञ पत्र मिरावें 
जेसे जन नव बसन घरन-हिलत, जीरन बसन ब वे 
रूखी बायु बहे निसि-बासर, तजें रूख चिकनाई 

त्यों तपसिन के हित नितबाढ़ जग ते अमित रुखाई ? 


जंतु बसन्‍्त ठून तरु बललरि सब नव दुल-फूलन दावे 
ज्यों सुकृती जन राम-कृपा ते सख सम्पति जस पायें 

असरुन-सुचिकतन-कॉमल दल जुत बिटप बल्लरी सोहें 
दिनकर-करन परसि चिल्षकें अति जग-जन दीठिनि मोह ? 


कजत पिक, गुजति अलि-माला कलरब जन-मन मोह , 
जया उदार जन-द्वार सदा ही जय-जय थुनि जुत सोहें ; 
बन-बासी खग-म्ृग उमंग जुत दम्पति भाव जनाये 
जननी-जनक होन की इच्छा सब मन बसे बतायवें 


कु वच्च्याण चआड 


( *४& ) 


ऋतु निदाब्र सूखे तन संकुल , नि्र-जल पतराहीं , 
ज्यों हरि-हित तप करत विषय-रस-ख्रोत सकल सकुचाहीं : 
आंबा-सम गिरि, सिला तवा-सम, फिरे बघूर उड़ाने 

ज्यों हरि-बिमुख जीव सनन्‍्तापित कब॒हु न सुथरि थिरानें ; 


आझाक-पलास चंडकर-तापित, उमेंगि उमंग उल्लहाते ; 
ज्यों प्रेमी प्रीतम-कर-ताड़ित हृदय अधिक सरसाते ! 
कीचक प्रथम सुनाय मधुर सुर बहुरि दवारि लगावे 
द।पऋक राग गानकारिव कह मसानहें सीख सिखावे 


बरसा पाय जीव-तठून संकुल गिरि निज सिर हे धारे, 
मनहूँ प्रजापति प्रजा-समूहनि निञ्र अंकनि बेठारे ! 
विबिध धातु-रंजित बरसा-जल इत उत बहे अपारा 
हरि-रस पाय निकारे जन जिमि राग-द्वष की धारा 


सुर-घनु-सहित श्यामघत परसत, तंग सिखर यों सोहे 
नन्‍्दलाल को सुगम भात्र ज्यों सुमुकुट लखि मन सोहे 
गिरि अंचल का सब जल्न बहि-बहि जुरत सरोवर भाहीं , 
जेसे सकल सुकृत-फल आपुर्हिं आवत हरि-जन पाहीं ; 


तहि वरसा-जल दूठ-टठूठ तरु अंकुर नवल निकारे 
ज्यों हरि-कपा मुदित जन 'दीन' हु पुनि सम्पति-सुख घारें 
कवह अमालक घातु-रतन कह, भीलन कहे मिलि जाहीं 
अंस सोच राम-दास कहूँ अनायास दरसाहीं 


प्ट ऋतु राति-दिवस जेहि अबसर जहाँ दीठि हे जावे , 
तहीं मनोरंजकू सामग्री विबिधि भाँति की पाबे; 
सब सुखमय साकेत त्याग के रहे राम जहाँ आई , 
तेहि गिरि, तेहि आश्रम की महिभा कहे 'दीन' किमि गाई । 


( ईंट ) 
कॉकिल-कृष्ण 


दोऊ पखी, जग, पूँछ दुहुन की, दोझ कबों-कबों देत दिखाई , 
रागी दोझ, अनुरागी दोऊ-दोऊ अंड रचें पर रहें अरगाई ; 
बोरे रसालन चाहें कोऊ, कबि-जूथ दुहुन की कीरति गाई , 
दीन” भने, करि ध्यान बिलोकहु, कोकिल, कृष्क्ष में भेद न भाई । 


जीवन-संग्राम 


स्वार्थ के रथ घहरात है घनेरे जहाँ, ६ 
चंचल चलाक चित्त घोरे सहगाम है ; 
सार-मद्-मोह हैं. मतंग मतबारे डटठे, 
पाढ़े पात-पंज की पदाती बल-धाम हैं; 
धोखे, दगाबाजी, छल, कपट के तेगे चन्न 
बरी बिपत्तिन की चलें अबिराम हें: 
'दीन कबि' रातों-दिन होत ही रहत देखो, 
बिकट महान जग जांवन-संग्राम 


मिलन को आव धाय रसवती बह 

उठतों तरंग मकरध्वज को ग्राम हे: 
अमृत-कलस कहु, अनल अपार कहूँ, 

हय-गय-रतन की छटा अभिराम हे 
गायन को सब्द कहूँ, रुदन को सोर अति 

कोऊ भप मारे, कोझ करे बिराम है 
'ससुर॒ को धाम अभिराम केधों पारावार 

केधों जग-जीवन, के बिकट संग्राम है? 


( ४6 ) 
ताजमहल 


कैधों बासुकी को अंड खंड हे परयो है आय, 
चारिह मीनार सो. सँपोलन-समाज 
चारि भुजा धारिके बिराजी किधों भूत-नार्थ, 
, जमुना निकट बहे सोई नागराज 
दीन कवि केघों चारि दन्त-जुत देखियत, 
ब्रज-तट. इन्द्र-गज-सस्‍्तक. द्राज 
जग के समस्त सोध-सन्धन को सिर-ताज, 
भारत में. राजि रहो आगरे को ताज 


( नवीन-बीन से ) 


लाला मगवान दींन के प्रन्थ 


काव्य-प्रन्थ--बीर-पंचरत्न, नवीन बीन, दीन । 


ख्2ः.  +>७9 


है 


26. 2 


| 


टीका--केशव-कोमुदी, . प्रिया-प्रकाश, विहारी बोधिनी, 


सूक्ति-सरोवर । 
संकलन--सूर-पंचरत्न, केशव पंचरत्र | 
रीवि-मन्थ--अलंकार-मंजूपा, व्यंगार्थ मंजूपा । 


खा० ज्र० काॉ५८---६ 


राय देवीप्रसाद 'पूण 


पूण जी का जन्म संबत्‌ १६२४ में कानपुर में हुआ । ,शिक्षा-काल 
समाप्त कर इन्होंने जन्म-स्थान कानपुर में ही वकालत करना प्रारम्भ 
किया | इनका समय अपने इसी एक काम में न लग कर विभिन्न साहि- 
त्थिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यो म॑ भी व्यतीत होता था। इन्हीं के 
उत्साह का यह फल था कि कानपुर 
में काव्य-साहित्य की अच्छी चर्चा 
होने लगी। पू् जी ने ही मरण- 
ग्राय रसिकसमार्ज को बचा कर 
उसे फिर से जीवन-दान दिया | इस 
के अतिरिक्त इनके सतत परिश्रम 
'फल्-स्वरूप से इन्हें ओर भी कई 
प्रकार की सामाजिक ओर धार्मिक 
संस्थाओं को अस्तित्व में लाने का 
श्रय प्राम्त हुआ | 

पूर्ण जी ने नवीन और 
प्राचीन दोनों प्रकार की कविताएँ 
की हैं। हाँ, विषय की दृष्टि से दोनों में साम्य है | ये »&गार के विशेष 
प्रेमी तो न थे; फिर भी »% गार-विषयक इनकी थोड़ी सी रचनाएँ मिलती 
हैं उनमें भावुकता ओर सरसता का सुन्दर सम्मिश्रण पाया जाता है। 
इनकी कविता के मुख्य विषय, “भक्ति वेदान्त, ऋतु-बर्णन आदि हैं। 
इसके अतिरिक्त स्वदेशी आन्दोलग, मातृ-भाषा आदि पर भी इन्होंने 
झचिर रचनाएं की हैं | 





( ६१ ) 


भक्ति-सम्बन्धिनी कविताओं में इनकै हृदय का स्वाभाविक भावोद्रेक 
मामिक मंजुल के साथ प्रकट हुआ है प्रकृति-चित्रण इनकी लेखनी 
द्वारा सजीव ओर साकार हो सका है। इससे इनका ग्रगाढ़ श्रक्ृतिग्रेम 
प्रकट होता है। अपनी आऋतु-वर्णन वाली कविताओं में इन्होंने भावुक 
सहृदयता के साथ प्रथम तो ऋतुओं की छुग का आनन्दानुभव भी किया 
ओर कराया है ओर फिर काव्योचित ढंग से उस आनन्दानुभूति का वर्णन 
भी कर दिया है । प्रकृति-वणन की पश्चिमी प्रणाली से भी ये .खूब परि- 
चित मालूम होते हैं । 


राय देवीप्रसाद की भाषा सरल, सरस, मुहावरेदार, लोकोक्कियों से 

पूण ओर व्याकरण-सम्मत होती थी । व्यर्थ का अलंकार-प्रयोग इन्हें 

अप्रिय था। निरीक्षण-प्रधान कवि होने के कारण इनके काव्य में कहीं 

कहीं बिल्कुल नयी उपमाओं का -भी प्रयोग मिलता है | यह हिन्दी 

साहित्य सम्मेलन के गोरखपुर वाले अधिवेशन के समापति भी मनोनीत 
हुए थे । पूर्ण जी का निधन संवत्‌ १६७२ में हुआ | 


सरस्वती-बन्दना 


कुन्द घनसार चन्द्‌ हू तें अंग सोभावन्त, 

भूखन अमन्द त्यों बिदूखत हैं दामिनी ; 
कंज-मुखी कंज-नेनी, बीन कर-कंज धारे; 

सोहे कंज-आसन, सुरी हैँ अनुगामिनी ; 
भाव-रस-छन्दन को, कविता निबन्धन की, 

'पूरन” प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धन की स्वामिनी ; 
जै-जे मातु बानी विस्व-रानी बरदानी देवि, 

आनंद-प्रदानी कमलासन की आमिनी ! 


( ६२ ) 


कुन्द-कुल-चाँदनी में, 'पूरन” कुमोदिनी में, 

सेत बारि-जात-पारिजात की निकाई में , 
गंगा की लहर में, छहर माँहि छीरघि की, 

चन्द तापहर में, सुथा सुधराइ में, 
चित्त की बिमलता में, कला में, कुसलता में, 

सत्य की घवलता में, काब्य की लुनाई में ; 
भासमान वानी ग्यान-ध्यान के समागम में, 

गूढू निगमागम-पुरान-समुदाई में। 


हरि-जस-पावस में, कहरे. सिखी-सी तु ही, 
बेद-कुसुमाकर में कूजती पिक्की-सी हे; 
तू ही सुखदानी रस-धर्म की कहानी माँहिं, 
कने-बीथिका में बानी दीपिका-पी दीसी हे ; 
नीति-छीर-धारा में उदारा नवनीत तू ही, 
मेधा-मेबमाला में बसति दामिनी-सी हे; 
ग्यानिन की प्रतिभा, सुमति कबि-नाथन की, 
गायन की सिद्धि तेरे हाथन बिकी-सी हे । 


सनक, सननन्‍्दन, जनक, व्यास-नन्‍्दन से, 

रहत सदा से सदा सुखमा-सराहन के ; * 
ब्रह्मा-अबिनासी बिस्नु रहें अभिलासी बने, 

भारती को महिंसा-सम्रुद्र अवगाहन के ; 
'पूरन! प्रकास ही की मूरतिं-सी भासमान, 

नेमी हे दिनेस से चरन चारु चाहन के , 
मोदप्रदु सुखद बिसद जोई  हंसपद', 

सेवे पद-कंज सो बहाने हंस-बाहन के। 


( ६३ ) 


पूरन! समूह सुर-सन्तन-प्रतपषिन को 

तेरे पद-पंकज के प्रेम में पगो करे 
पाय भरपूर ग्यान, त्यागि भय, भाग-भरों 

भारती-भवन्ती भक्त भव तें भगो करे ;. 
लगन लगाय नीके अपने सरूप माहिं, 

दिन-दिन माया तें बिशगी बिलगों करे , 
तेरी ही क्रपा सो जग जागरूक प्रतिभा की, 

जगमग जोति उर जोगी के जगो करे। 

बसनन्‍्त-कऋतु 

सुमन रेंगीले चटकीले छिति छहरत, 

सघन लतान की ललित सोमभा न्यारी है ; 
गंजत मलिन्दु-पुंज मंजु कुंज-कानन में 

सीतल-सुगन्ध-सन्द डोलत बयारी हे 
गावत सरस बोल गोल बह पंछिन के, 

'पूरन! बिलोकि छबि उपमा बिचारी हे; 
इस भगवन्त को बिरद बर गायन को, 

सन्‍त श्री बसन्त गान-मंडली सँवारी है। 

ग्रीष्म-कतु 

सेस फुफकार की बतावत है कार कोऊ, 

कोऊ कला भाखत है प्रलय कृसानु की ; 
रुद्र-रस-बैन कोऊ, मसंकर को तीजों नेन, 

उघरो बताबे कोझ, ताप अधघवानु की , 
ग्रीपम की भीषम तपन देखी 'पूरन' जू, 

मन में बिचारि यह बात अनुमानु की; 
आपवा-सी अवनि है, पजावा-सी पवन लेति, 

दावा सी लिखाए बाजदावा धूप भानु की ! 


( ६४ ) 


तोरे देत तंग तरु, कार-बन भोरे देत 

फोरे देत कान धुनि, ऑधिन महान की 
ताये देत थत्न को, जलासय जराये देत, 

जग हहराये देत, लूक बे भ्रमान की 
घूमि अमबात, भूत-दूत-से चहुँघा भूमि, 

फेरत दुहाई-सी, निदाघ दुखदान की; 
ओषम की अन्धाघुन्ध भीषम कही ना जात, 

धूरि फोंक कीन्हीं मन्द्‌ आभा चन्द-भान की। 


दावा के अहारी ! अधासुर के प्रहारी, 

जिन भोली त्रिस-फार काली-फनन महान की; 
ओषम सुखद चाँदनी में ब्रजचन्द सोई, 

काहे जू तपत सुधि त्यागे खान-पान की ; 
ललिता कहत हँसि बेन बर बिंग बारे, 

पूरन! बिलांकि गति आतुर सुजान की 
प्यारे तन लागी धूप जेठो-बृषभान कीधों 

कोपी रावरे पे आजु बेटी वृषभान की ! 


वर्षा-ऋतु 


चातक-समूह बेठे बोलन को बाए मुख, 

नाचन को मोर ठाढ़े पाँव ही उठाए हैं 
पूरन! जी पावस को आगम सुखद जानि 

आनंद सो बेलिन के हिये लहराए हैं: 
द्रोही द्रम-जाति केरे ! अरक-जवास एरे 

तेरे जरिबे: के अब द्योस नियराए हैं 
ही-तल-मही-तल्ल को सीतल करनहारे. 

देखु केसे प्यारे घन कारे घेरि आए हैं। 


( ६५ ) 


गाजें मेघ कारे, मोर कूक मतवारे, रखें 
पपी-बन्द न्‍्यारे, जोर मारुत जनावती ; 

इन्द्र-चाप आजे, बक-अवली बिराजै छटा, 
दामिनि की छाजै, मूमि हरित सुहावती ; 
“पूरन! सिंगार साजि सुन्दरी-समाज आज, ' 
द ऋूलती मनोहर मराल मंजु गावती ; 

चन्द .बिनु पावस में जानि के सुधा की हानि, 
मानो चन्द-मंडली पियूष बरसावती। 


भूमि-फूसि लोनी-लोनी लतिका लवंगनि की, 

भेंटती तरुन सों पवन मिस पाय-पाय ; 
कामिनी-सी दामिनी लगाए निज अंक तैसे. 

साँवरे दलाहक रहे हैं नम ्छाँय-छाय ; 
अनस्याम प्यारी बृथा कीन्हों मान पावस में, 

सुछ्॒ तो पर्पीहा की रटनि उर लाय- लाय ; 
'पीतम-मिलन अमिलासी बनिता-सी लखो, 

सरिता सिधारी ओर सागर के धाय-धाय | 


भाँति-भाँति फूलन पै भ्रूलन श्रमर लगे, 

कालिंदी के कूलन पे कुंजन अपारन में; 
इन्द्र की बधूटिन के वृन्दर दरसान लागे. 

मोर सरसान लागे मोरनी पुकारन में; 
दामिनि-छंटा सों, घटा गाजन अछोर लागी, 

राजनि हिलोर लागी सरिता की धारन में; 
फूले बन, फूले मन आनंद भरन ल्ञागे, 

भूले लागे परन कद॒म्बर की डारन में। 


( ६६ ) 
आई बरसात की रसीली सुखदाईइ ऋतु, 
छिति पे चहिंधा सरसाति सुघराइ 


साजे बर-बसन-अभूषन सकल अंग 
मूलत हिंडार तरुनान-समुदाह 
पंग के भरत बिछुबान को मधुर घुनि 


सुनि-सुनि 'पूरन! यों उपभा सुनाई हें: 


हंसनु की अवली भुलाय के पुरानी चाल 
आज ऋतु पावस को दे रही बधाई 


कीधों मारतंड की प्रचंडता-समन छँतु, 
देवी धरनी ने बान सीतल पंवार 
कीधों निज सम्पति को चोर सविता का जानि, 
“ करत बरन ओर वाहोँ के इसार 
कीधों सियराइवे को 'पृरन' समीरन को. 
प्रकृति कपूर-कन संरन उद्धार 
कीधों घोर ग्रीपम में तापिन मही-सल्ञ पे. 


ही-तल जुड़ाबन को सीतत् फुहार है ? 


चांदनी चमेज्ञी चार सावनी रसालम में. 
वकुल-लवेगन-कदम्वन सगन 


पूरन' सरस ऋतु पावस के आबत ही 


मै, 
पक 


श्र 


स्कन 
हा क्+ # 
ज्क के 


ख्च्ऊेल्जी 
अं कर 


््छ्कर 
डर. औ ड्ड् 
हु हा» 
खझ्क 


को के 


$ 


कि 
4 क 
३५ 
हे 


५ 
हें | 
के 


भई हे बहाली हरियाली बाग-ब्रन में 


पादप वे रूरे जो लो आतप से मरे रहे, 
उन्नति निहारी भारी राबर तनन 

अरक-जवास ! आप जग में उदास ऐसे. 
मरसत केसे बरसात के दिनतन 


० 


का 

2५ ] 

हू, ५. 
ह। 


( ६७ ) 
पावस की पाय के रसीली सुखदाई ऋतु, 
भूलि दुख सगरे सँजोग-सुख पावत 
अंक में लगाय चंचला को घन मागसाली, 

'पूरन! छिने ही घन आनन्द सनावत हें; 

हलके हृदयवारे कारे सुख लीन्हें बूथा, 
, हठ के बियोगिन की विथा को बढ़ावत हैं; 
बार-बार छनदा दिखाय गोहराय सोहिं, 
घुस्बा घमंडी हाय ! जियरा जराबत ढें। 


प्‌ 


जल-भरी मारी कारी बादरी बिराजे व्योम, हु 
गरजन मन्द मन्त्र-मंडल  उचारे है; 
छहरति दामिनि सो भाजन घुमाबन में, 
दसकत भूषन असनन्‍्द ठतिवार है। 
परत फुहार जल पावन भरत साही, हे 
पखि कवि 'पूरन! विचार उर धारे है; 


८" आर 
प्यारी सुकुमप्रारा की बलाय वरकाबन को, 


ध्आ] 


देखो देव-नारी आज आरती उतारे हे 


चाल पे मराल-गन, कर हा मनाल-कंज, _ 
भ्रग-जाल वाग्न पं, मन का लुभाया है; 

अिनन पे खंज-बृन्द, रीको चन्द आनन पे, हि 
तप को निधान सब ही के मन भायो है ; 

एक पग ठाढ़े कोझ, बुृंड़त, अमत कोऊ, 

| भसम रमाने कोझू फेर देत थायो हे; 

राधे हरि-्यारी तेरे. रूप के उपासकन, 


कक 


जग को सरद में तपोवन बनायो है। 


( ६८ 9 


अरक-जवास ऐसे ,बिकसे . कुमुद-कंज 

सेत घन व्योम धूरि धुन्ध ऐसी छे रही; 
ही-तल दहनहारी सीतल पावन शआली 

जेठ की जलाक-सी तपन तन दे 
चादनी अखंड लागे आतप प्रचंड एसी, 

किरन सुधार की हलाहल वे रही, 
बिन ब्रज-चन्द सुखकन्द मोंहिं 'पूरन! जू, 

भीषम सरद बरे ग्रीपम-सी हू रही 


क्ठ्ठ न्‍ है 


सरद-निसा में व्योम लखि के मयंक बिन, हे 
पूरन! हिए में इमि कारन बिचारे हैं, 
बिरह-जराई अबलान को दहत चन्द 
ताते आज तापे ब्रिधि कोप दयावार है 
'निसि-पति पातकी को तम की चटान-बीच, 
पटकि-पछ्कारि . अंग निपट बिदारे है; 
'तातें भयो चूर-चूर, उचटे अनन्त कन 
छिटिके सघन सो गगन मध्य तारे है। 


सेत रंगवारे घन सोहत भसम अंग 

भाल बर-मूखन ससी की छूटा छाई है, 
देव-घुनि धार है अपार सोभा हंसन की 

कंज-बन गोरीजू की सोही सुघराई हे; 
कासन को पुज मंजु राजत बृपभराज 

भ्रंगन को अवबली सुजंगन-सी भाई हे; 
देखु सिव-भक्तन के 'हिये हुलसावन को 

सुखमा सरद की महेस बनि आई है। 


( ६6 ) 

चन्द्मुखी भामिनि प्रकृति कार जामिनि में, 

पूरन पुरुष संग मिलन सिधारी है; 
सरस समीर स्व्रास सोहत सुवास सन्द, 

चाँदनी चटक चारु रूप उजियारी है; 
चिहुँक चकोरन की नूपुर बजत मंजु, ह 

त घन-अंग अंगराग दुति प्यारी है; 
तारागन बलित ललित चारु अम्बर की, 

सारी स्थाम बूटेदार सुन्दर सँबारी है। 


ओरे भाँति आज नीर-जमुना किलोलत है, 
ओरे भांति डोलत समीर सुखदाई हे; 
ओरे भाँति भायो कदम्बन अमर-भार, 
घुवान हू मुखान ओरे धुनि छाई हे: 
स्याम के जनम-दिन भीर गोप-गोपिन की, 
ओरे भाँति नन्‍्द-भौन जात भूरि धाई है; 
ओर भाँति 'पूरन' रसाल गान छाजत है, 
ओर साज संग आज वजत बधाई है। 
सोन्दय्य-श्वृंगार 
'नाइन बुल्लाय अंग-अंग उबटाय-न्हाय , 
जावक दिवाय पग मेंहदी रचाई हे. 
कज्जल कलित करि लोचन अनोखे चोखे, 
बन्दन की बिन्दी बाल-भाल पै लगाई हे; 
चारु सखतूल-ताग रुचि सों गुधाय बेनी, ५ 
सुघर अनूप माँग मोतिन भराई हे; 
तारन की बॉधि के कतार नीके तारापति, 
मानहु नवीन कीन्हीं तम पे चढ़ाई है ॥ 


( ७० ) 


उत बाहन है इत नेन मगा, उत चॉदनी गा तन तज अनी 
उत कोस सुधा को सराहों इते, बतरान है मंज्ु पियप सनी 
उत पूरनः पॉडंस पेखी कला, इत साग सिगार की सोभ बनी 
बृधभानु को नन्दिनि नागरि की, अर चन्द की होड़ ठनी सो ठसी | 


इत मार-पखा उत मोर नच, सर-चाप इसे उत है ककछनसी 
बक-पाँति उते इत मोती-हरा, उत गाजन झा ध्रुनि बनु बनी 
चपला है उते इत पीतपटी, तन झ्ाँ उन स्थास घटा ह घर्नी 
रस पूरन या ऋतु म॑ सजनी, हरि-पावम होड़ उस्ी-सा-टवी। 


गज-बल-धाम जे सघन घनस्पाम छाए, | 
हय बल घावत प्रचंड जो बयारीं है : 
तुग तरूु रथ हैं, बल्लाक-दल पेदल्न हैं 
बार घुन दुन्दुभी बजत जोर न्यारी 
वू द्‌ का कंटारी सुर-चाप असि चंचल है 
केरखा पपाहा-पिक् मार-मार भारी 
मान, गढ़ तोरिबे को आली मिस पावस के 
मेन तप सेन चतसंगिनी 


ग है। 

मन खंचत तार के खचत ही, उमहे जब जाइ” बजावन में 
उम्रग मथुर सुर की ल्हरी ग गमक”? दरसावन में। 
चपलाई हर थिरता चित की. आओ भुरा उमजराब” चल्लावन में“ 
भनभावन गावन के मिस बाल, प्रबीन है चित्त चरावन में | 


क्र 


उर असम की जोति जगाय रही, मतति को बिन यास घ्रुमसाय रही 
रस को बरसात लगाय रही, हिंय पाहन से पिघल्ााथ गहरी 
दरियारं बनाय के रूखें हिये, उतसाह की पेंगे झल्लाय रही 
इक राग अल्ापि के भाव-भरों, खटराग-गभावष दिखाय रहा | 


( ७१ ) 
-विज्ञन 


३ ष्ट ६४: 

जाही दिव-राज के प्रकास में लख्यों है सब 

ताही को लख्यों न अचरज यों महान हे: 
यालत-बतात दिन-रात तो हूँ पूंछत हो? 
सचमुच भुख में हमारे का जुबान 
जाजन हा जाका घर-बाहर, अखंड सो तो 
.. आतमा तिहार घर ही में राजमान 
सच्चत स्वरूपवारा 'पूरना परम प्यारो 


साई है जहान माहिं, ताहि में जहान हे 


हे, 
हे 


है| 


दिनी का धाम जान्यो, सूधो ताहि नाम जान्यो 
जान्या दुःख-धास, जोन सुख को निधान है 

जूड़े का तपाया सान्‍्यां, सखा की सताया जानयो 
अपनी परायो सान्‍्यो, हू रहो अजान है 

ल॑ कर सहारों सतसंग खति-सीखवारो 
त्रक्न रूपी रस्सी को न लीन्यो पहचान है 

ताहि ते दृगन तेरे भय को करनहारो, 
बगरा भुजंग ऐसो सगरों जहान है। 


(४ 


मुख-दुख-भोगी केसे आतमा प्रतीत होत 
जद॒पि न काह भाँति व्यापे ताहि माया 
जेसे जल्न-माजन में नभ-प्रतिबिम्ब, यहाँ 
जीव-प्रतिबिम्त्र नम आतमा अमाया 
वबासना-पत्रन' जल-बद्धि को डलाबे देखो 
भेद खुल जावे जु पे संकर की दाया 
पूरन! वा नभ॒ में न किंचित बिकार हांत 
जदपि दिखाई देत डाबॉडोज काया है। 


हे 


“रु 


? 


2 


/भाड 


का, 


प्रीति मणि-माल की, न 'भीति है भुजंगम की 

सत्र पर क्रोध है, न मित्र पर दाया है 
मित्रता सधा सों हे, न बेर हे हलाहल सों, 

पदवी प्रजा की तेसो भूपति को पाया हे; 
कानन में बास तेसे, कलित मकानन में 

अम्बर-बलित सो दिगस्बर की काया है 
धूरन! अनन्द माहिं लीन-ग्यान योगिन को, 

गरसी की धूप तेसी सरदी की छाया हे 


कोऊ पाट ही के नीके अम्बर जरी के सजे 

कोऊझ दुख-मगन नगन  दीन-काया है; 
कोऊ स्थाद-पूरे खात व्यंजन सुधा-सों रूर 

काहू पे बिधाता की न साग हू की दाया है; 
कहूँ सोक छायो, कहूँ आनंद को पायों रंग 

कोऊ अति छुद्र, कोर आसमान-पाया है; 
पूरन! बिचित्र है चरित्र भूमि-मंडल के, 

रामजी की माया कहूँ धूप कहूँ छाया है। 


कंचन को कंकन ज्यों प्रथवक न कंचन सों 

तेसे दयावान सों न भिन्न होत दाया है; 
पवन को बेग जैसे भिन्न है प्रन सों ने 

जैसे पंचभूतन सों ब्रिल्ृण न काया है 
यही भांति “पूरना' जू जद्यपि कहत लोग 

व्यापक जगत. माँहिं ब्रह्म संग माया है 
सर को बिचारे, माया ब्रह्म सों बिल्नग नाहीं 

हांत ज्यों पुरुष सों बिलग नाहिं छाया है 


( ७३ ) 


वानी बेद जंगम अनन्त जो *बखानी निते, 

हिते लिखी ब्रह्म महासत्रम को प्रकास हे; 
उत्तर ओ दक्खिन ओ पूरब ओ पच्छिम हूँ, 

ऊपर ओ नीचे छोर नाहीं कहुँ भास हे; 
सर्व॑ सत्तिमान करुना की भगवान इंस, 

महिसा बखानन को कोन सों सुपास हे; 
पूरन' मर्यक-रबि-तारे अंक आखर हैं, 

रावरों बिरदृ-पत्र बापुरों अकास हे।. 


राय देवीप्रसाद 'पूण' के ग्रन्थ 


काव्य--पूर्ण-संग्रह ( पूर्ण की समस्त रचनाश्रों का ) 
नाटक--चन्द्र-कला-भानु-कुमार । 


४ । 


पंडित सत्यनारायण दादि-ल्ष' 


व्रजकोकिल' सत्यना रायण “कंविश्न क्र 2 | ; ! 5 ग््यु 208 [हनी 
भाषा-भापी संसार एक बार छुब्ध हो उठा था। जन्म के झग ने लेकर 
मरण पयन्त हमारे इस प्रतिभाशाली री वजह 
कवि-रल् का जीवन करंगाजनक ही. कर 
बना रह्य | यही कारण है कि शा 
भी इनकी स्मृति हमारी श्राँख में आ्रसू 
ला देती है | 

सत्यनारायण जी का जन्म अली- 
गढ़ जिले के सरोय नामक गाँव में 
संवत्‌ १६४१ में हुआ | बाबा रखुबर- 
दासजी ने इन्हें हिन्दी की प्रारम्भिक 
शिक्षा दी ओर धाँधूपुर चले जाने के का 
पश्चात्‌ आगरे से इन्हें अश्रेंगरेजी व कस 
शिक्षा मिली । इन्हें कई वर्षो. तक बज-भूमि मे निवास करने का सुवाख 
मिल्ला इसलिए ये ब्रजचन्द्र श्रीकृण के अनन्य प्रेगी हों गंय। उनके 
प्रति अपनी भक्ति भी इन्होंने ब्रज की बजमापा में ही स्वत की 2 | हे 
की भाषा में ठेठ असाहित्यिक श्रज-बोली के रूप भी मिलते £ जो अन्य 
प्रान्त वालों के लिए दुर्जाध से पड़ते हैं । 

'कविरलत्र' जी के कविता पाठ का दंग अत्यन्स संम्स खारए अगराणा 
था। अपनी मनोमोहक पठन शैली के द्वाय इन्होंने था २ पतीथ आर 
कवीन्द्र खीद्ध को मी मुग्ध कर दिया था। इनकी कविता में करंणा दी 
उट ग्रायः ऐसी अच्छी रहती थी कि श्रोताओं पर उसका प्रभाव बिता ' 
ने रहता था। पारिारिक जीवन की परिस्थितियों ने इनकी कविता वो 
एक विशेष दिशा में मोड़ दिया था- जिसमें दुख, अ्र शान्ति और निशशा 
की छाप बहुत गहरी पड़ी हुई है । 


५ शक 


पा! 
( 


& 
ि 
र्क 
थक ' 
॒ श्र री ' , 0 
ये जे चर पक हर ५५ 
7 
का आल] 





( ७४ ) 


सत्यनारायण जी ने संस्कृत के कविवृर भवभूति के दो नाठकों उत्तर 
'रामचरित' और 'मालती माधव' के सुन्दर अनुवाद किये । इनके अति- 
रिक्त इन्होंने अगरेजी के भी एक ग्रन्थ का देशभक्त होरेशस' के नाम 
से अनुवाद किया। इनकी स्फुट मौलिक कविताओं का संग्रह ह्ृदय- 
तरंग के नाम से छुपा है। इसी में इनका 'अ्रमर-दूतां नामक काव्य 
भी हे। ' 

सरसता, सहृदयता ओर अक्नत्रिमता के लिए 'कविरत्न' जी का स्म- 
रण इधर के ब्रज-माषा-साहित्य में विशेष होता है। इनके स्वभाव की 
सरल ग्रामीण॒ता को लेकर जो अनेक घटनाएँ साहित्यिक-समारोह के अब- 
सरों पर घटित हुई, वे इन्हें हमारे हृदय के और भी निकट ला देती हैं । 
इनकी भाषा मंजु, मृुदुल और प्रसाद गुणमयी है । माधुय तो ब्रज-भाषा 
की अपनी वस्तु है ही। इन्होंने ब्रज-साषा-काव्य में समयोचित नव भावों 
का भी अच्छा समावेश किया है। 

आपका देहावसान संबत्‌ १६७४ में हुआ । 

40 
है ह हा | 
मातृ-भू-बन्दना 


जयति जयति जननी-- 
अमल-कमल-दत्-बासिनिं,. बेभव-बिपुल-बिलासिनि , 
नित नव-कल्ा-निकासिनि, मुद॒ मंगल-करनी , 
मुवन-बिद्ति गुन-रासिनि, सु-मधुर मंजुल भासिनि , 
निज जन हृदयोललासिनि, खूति पुरान-बरनी ; 
दारिद-दुख-दल नासिनि, उर उत्साह-प्रकासिनि , 
सान्ति सतत अभिलाखिनि, त्रियुवन-मन-हरनी । 

आ० ज्र० काए-*. 


( ७६ ) 
उपाक्षस्ल 
मोहन अजहेँ दया हिय लावो 
मौन-मुहर कबलों टूटेगी, हरे ! न ओर सतावों | 


खबर बसन्‍्तहु की कछ तुमकों, विरद्‌-बानि बिसरा 
ऐसी फूल रही सरसों सी, तब नयनन में छाइ 


अचल भये सब अचल, देखिये, सरि से अख्र बहाव 
सूरज पियरे परे, मोह-बस, चिन्तित दोरे जावे; 
द्रम तक ह के दहृग नव-क्रासलय, रोइ भय अरूनार 
दारुन देस-दसा लखि बोरे, ये रसाल चहेँ सार 


अबल्ला-लता-कलेवर कोमल, कम्पित भय दरसावें 
लम्बी लैंत उसाँस जानिये, जत्रे हृदय लहराबे 
कारी कोयल कूक कल्लाकल, जद॒पि गुहार मचावत 
'चहुँ अरन्य-रोदन सम सुनियत, कह्ल न प्रभाव जनावत 


लखियत ना सदूभाव कमज्ञ अब, कुसुमित मानस साँहीं 

कारी प्रकृति छटा बस सुन्दर, तथा रही कछ नाहों 

जन्म-भूमि निज्ञ . अर साँवरे ! याकों हित अमिल्लाखो 
थ दुग्ध जड़ दूसा बीच अब, अधिक न॒याकों राखो । 


बरसनन्‍्त-सवागत 


स्रदु संजु रसाल मनोहर मंजरी, मोर पखा सिर पे लहरें , 
अलबेली नवेलिन बेलिन में, नवजीवन-जोति छुटा छुहरे 
_पिक-अ्र'ग-सुगुंज सोई मुरत्ञी, सरसों सुभ पीत पटा फहरे 
रसवन्त बिनोद अनन्त भरे, 'तरज-राज बसन्‍्त हिये बिहरें | 


( ७७ ) 


जय बसन्‍्त ! रसवन्त सके मुख-सदन सुहावन 
उनि-मन-मोहन भुवन तीन-जिय प्रेम गुहावन 
जय सुन्दर स्वच्छन्द-भावमय ! हिय प्रति परसन ! 
जय ननन्‍्दन बन सुरभित-सुखद-समीरन सरसन 


जय सधुमाते सधुप-भीौर को चहूँ दिसि छोरन 
जालत लतान बितानन में दुति-दल्लहिं-बिथोरन ! 
जय अनूप आनन्द अमित अति अटल ग्रदरसन 
जय रस-रंग-तरंग, बेल्ि अलबेलिन बरसन | 


करिवे स्वागत आप हरन त्रयताप सकल थल् 
जड़-जगस जग-जीव जना जाग्यों जीवन-जल : 
जा तेरु बाथत-बियोग सदा दरसन तब « चाहत 
नोवि नोचि कच-पातन अख्र "प्रवाह प्रवाहत . 


देखहु किसलय नहीं आँखि अति अरुण भई तिन 
रावत रोवत हाय थके ! अब टेर सुनो किन २ 
तुम्हरी दिसिंहिं निहारि पुलकि तन-पात डुल्लावत 
कर सा भानहं सिलन तुम्हें निज ओर बुलावत 


बोरे नहीं रसाल बने बौरे. तब कारन 
बलिहारी तब नेह नियम निठराई धारन | 
ठुम सा कठिन कठोर ओर जग दूसर दीख न 
सांचा किय. निज नाम “पंचसर को सर तीखन !” 


ताहू खदुल स्वभाव धारि जो प्रेमिन भावत 
करनों वाकी ओर जाहि. सो प्रेम लगाबत : 
लखे तुम्हर पद-कंज रंज सब भूलि भूलि वन 
साजि-साजि संग ललित लहलही लोनी लतिकन 


( ७८ ) 


भआँति-भाँति के बिटप-पटनि सजिबे ही आवत , 
कोझ फल कोऊ फूल मुदित सन भेटाहिं लावत। 
“जयति ” परसपर कहत पसारत आपनि डारन , 
सनहँ मत्त सन मिलन मित्र कर करगर डारन ; 


“धआवहु ! आवहु ! बेगि अहो ! ऋतुगन के नरपति ! 
तर-वृन्दनि को लखहु आप सोमा की सम्पति । 
वह देखों नव कली भली मिज मुखहिं निकारति , 
लगि-लगि बात-प्रभाव गात अरसात सँभारति ; 


प्रथभ समागम-समर जीति मुख मुदित दिखावति , 
लहकि-लहकि जनु स्वाद लेन को भाव बतावति ; 
मुखाहिं मोरि जमुहाति भरी तन अतन-उम्ंगन , 
जोम-जुवानी जगे. चहत  रस-रंग-तरंगन ' 


बह देखों अलि-कंज कली कल-कुंज गँँजारत ! 
मानहूँ सोहन मनहें मदन को मन्त्र उचारत। 
ठोर-ठौर मधु-अन्ध भयो, वह देखो भ्ूमत ! 
कबहूँ जापर, वापर, यों सब ही पर घूमत। 


सुन्यों प्रथम रस-रास रच्यों श्रीपति-सम कानन , 
गूज्यो वृन्दा-बिपिन मुरलिघर मुरली - तानन , 
काटें पीताम्बर मटकनि गति जन-मनहिें चुरावन , 
चुम्बन कारें भरिं अंग वियोगिन-जीय जुराबन , 


रच्यों रास यहि भाँति नृत्य कर संग छबीलिनि , 
परम प्रेम-परिपू्ण . अंग. रस-रंग-रंगीलिनि , 
वह देख्यों हम आज (ास-रस रहस-रंग मनु , 
मकर ललित अति निपट प्रकृति को जो निरंग तनु । 


( ४६ ) 


उत तो प्यारों कृष्ण, कृष्ण 5इत अली बिराजत , 
पीत पटी उतत कसी, पीत इत रेख सुशञ्जाजत ; 
गोपिकानि के संग. बिते बनवारी आवन , 
बनवारी नव कली संग इत पघटपद धावन , 


उत ब्रज-बाला मुग्ध-करनि मुरत्ी-ध्वनि सोहति , 
इतहु , नेह-तद्‌ द्रवत अली-गंजार बिमोहति। 
चित सों चुम्बन करत अंग पर कलिका मेंटत 
करि बियोग में योग दुसह दुख-दाहनि मेटत । 


उत बनसाली रसहिं लेत गहि गोपिनि कुंजनि 
बनमाली अलि इतहु छकत रस कलिका-पंजनि 
मपटि लिपटि उत गोपिनि-मुख राजत खम-सीकर 
आंस-बिन्दु इत कसी पाखुरी रक्त वसीकर। 


अधर अधर रस पियों स्याम उत ले गोपिन कहे : 
पीवत मधुप पराग इसे प्रस्फुटित कलिन महँ; 
जय पद पद पर परम प्राकृतिक प्रमहिं पीवबन 
जोबन-ज्यांति जगावन जय जीवन जग-जीवन ! 


फूलत कच - कचनार असार अनार हजारन , 
किंसुक-जाल तमाल बिसाल रसाल पसारन 
वह देख्यों कुल-बकुल घिरयों जो आकुज्ञ मधुपन 
चोरत चहुधा चित्त निचोरत चारू मधुरपन। 


कहूँ पत्नट के पुहुप चटकि चटकत चित चायन ; 
बोर आनेद मनहूँ प्रेम घोरे मन भायन 
जगत-जननि को महा अमंगल-मूल लजावन 
सानहु सब जग-बन्दन बन्दन-बार लजावन * 


( ८० ) 


मुकुलित अम्ब-कदम्द-कदस्बनि पे कल कूंजत , 
“केह ! केहू |? मोर अलापत आसा पूजत ; 
अवरेखहु_ निज स्वच्छ छटा. जमुना-जल-फूलन , 
सटकि कंज-बन-सघन घटा नव फूले फूलन। 


दरम-डारनि के बीच चपल-चहचही चुहकनि , 
कोकिल-कोर-कपोत-कलित कल्लन कंठ कुहकति 
मानहें .करि खसत्रति-पाठ घरम की ध्वजा उड़ावत 
“है भारत अब उठो तजों आलस” समम्कावत | 


ये सुबोल हिज अपर डहडही डारन बोलत 
करसायल-मन-हरनि हरनि-सेंग इत-उत्त डॉलत 
दुबरी गहि भुख तनाहि सुरभि चहूं दिपति जहँ जावति 
आओ गोविन्द-गोपात-क्ृष्ण-झुत्धि करि जनु राबति। 


बछुरा अलप अजान ब्यार भरि थरकत, फरकत , 
ल्भरत, मिफकत, बिककत, फुरकत, कुद्कंत बबकत ' 
देखहु जमुना-पुल्िन सुभय सामित रत-छुबि , 
चिलकति, ऋल्ञकति मनहेँ कान्ति प्रगटी खेती फबि ! 


किम्बा परख पवित्र स्वो बेदी सन-भावनि , 
तीन लोक-छबि सची मनहूँ आनन्द दृढावनि , 
ललकि हिलोरें खाति कलिन्दी रस सरसाबति ; 
नीलाम्बर तनु धारि कृष्ण मिलिबे जनु धावति! 
भर सरोवर स्वच्छ नील जल नलिन रहे खिलि 
सारस-हंस-चकोर घोर सब सोर कर मिल्ि। 
जुही गन्धि सों पुही चुईं परिसल सुचि धावति ; 
युहुप-धूप-धूसरित हीय सब सूल. नसावति। 


( ८१ ) 


हरी घास सों घिरे तंग टीले नभ-चुम्बत ' 
तिन में सीधी सरक्ष सरग दिसि उरग उलम्बत , 
जब सों बहर लहर छहर तेरी समुदित , 


'बिन कारन नहें ज्ञात आप आपईिं सों प्रमुद्ति; 


कोझ सरसों-सुमन फूल जो सिर सौ बाँवत , 
गरियारिन गोरिंन के सँग कोड चुहल मसचावत , 
बरस दिना की आस पुजावन, कसक मिटाबन , 
नावि सजाय-बजाय लगे गावन में गावन , 


कहूँ गंवार गम्भीर बसन्‍ती बसन रोगावत , 
जा तब स्वच्छ स्वरूप सदा सब के मन भावत 
ऊुधम उमग्यो परत रयो जग तव रस-रागत 
गारी-पिचंकारी-तारिंन सों तेरो स्वागत ! 


कोड बाबरे भये गुलालहिं समगन जडद़ावत , 
करे फगुवारन लाल गीत फागुन के गावत ; 
हुरिहारिन की धूम ओर रंगरेलनि-पेलनि , 
देखहु तिनक्कषी अहा ! खेल-खेलनि मकमेलनि ; 


मोद-उदधि की लहारि सबन उनमत्त बनावति 
तोरि लाज-कुल-दृढ़ पुल कों जनु उसगति आवति 
सीत आर भय-भीत कब परबसहिं नचावत 
ग्रीपणम के गहि केस स्वेद डर में छलकावत , 


सीतल-मन्द सुगन्धि-सनी निज वायु बहावत , 
याही सों तू साँचसांच ऋतुराज' कहावत ! 
भारत आरत ताकी कटक करेजों-करकत , 
पहुँचयो दसा बसन्‍त कहाँ सों. ररस्‍कत-ररकत ! 


( ८२ ) 


ऋतु-सुमोलि-मनि अहों ! यहाँ के हरहु त्रितापन , 
प्रमबन्‍्त ! गुनवन्त ! करहु सुख-सान्ति सुथापन ! 
हमहँ एक गंवार  गाम-रस-पुलक्रित तन-मन , 
जासों हमरो कह्मों सुन्यों छम्तियों सब भगवन , 


महिमा अपरसपार पार का पावत पूरन, 
सत्य. व्ननातीव गीत तब करत सुपूरन | 


पावस-प्रमोद 


जय जरू-जीवन जलद नवत्-कुलहा-उलहावन , 
बिख-बॉटेका असल बिमल बन वारि बहावन ; 
जीवन दें बन बनसपती में जीवन लावन . 
गरू ग्रीषम पत-दरप दलन, मन मोंद मनावन ; 


जय मन-भावन,  बिपत-नसावन, सुर-सरसावन . 
सावन को जग ठेलि केलि जल चहुँ बरसावन ' 
जय घनस्याम ललाम प्रेम-रस उरहि इृढ़ावन , 
फूल भरी बसुधा सिर सारी हरी उद्बावन ! 


बॉँधि मंडलाकार -पुरन्दर को धनु पावन, 
तरजि दिखावन गरजि, लरजे सन भय उपजावन , 
अदमुत आशभावन्त अंग अति अमल अखंडत , 
घुमड़ि-घुसमड़ि घन घनो घूम घिरिं घोर घमंडत ; 


( ८३ ) 


कारे कजरारे मसतवार” घुरवा धावत,. 
सुख सरसावत, हिय हरसावत, जल बरसावत ;. 
उछरि-उछरि जल-छाल छिरकि छिंति छर-रर छुमकति , 
चंचल चपला चमचमाति चहुँचधा चलि चमकति।- 


मनु यह पटिया परी माँग इंगुर की राजति 
छाह - तमालन स्यथासम संग स्यामा जनु आजति ; 
घर कोठनि को तरकनि, दरकनि, माँटी सरकनि , 
देखहु_ तिनकी अरर-अरर ऊपर सों ररकनि। 


सुखद्‌ सुरीलो गामन में लल्लना-गन-गामन , 
भरि उछाह घर सों तिन आसन भ्ूलन जासन ; 
पवन उड़त उर के पटुकनि मटपटहिं स॒म्हारन ,. 
मंजुल लोल कलोलनि बोलन बिबिध मल्हारन । 


एक-एक को पकरि बुलावन, कर गहि लावन , 
जोराबरी चलावन, कूला कमकि अुलावन ; 
मधुर मिसमिसी सों मचकी दे जाहि हिलावन , 
“राखो ! मेरी सोंह ! मरी !” कहि ताहि रखावन | 


ग्रीषण गयो पराइ, सकल थल सोहत सीतल , 
देत लेन नहिं चेन रेन तड मसक-दंस-दूुल । 
बरन-बरन के बादर सों कहूँ परति फ़्वार अति , 
भीनी-भीनी गन्ध गहति, बर बहति पवन-गति। 


देखहु. मनहिं. प्रसन्न ललित मृग-छोननि-आनन , 
डोलनि तिनकी कानन, करि ऊपर कों कानन 


रज-बिहीन पतरी लतिकत्न को देखहु लहकन 
धूघट-पट सों मुख निकारि चाहत जनु चहकत। 


( ८४ ) 
आरत द्रमन सों सुमन सोरभित डारनि हलि-हलि , 
मनहु देत बन-थली तोहि स्वागत-पुष्पांजलि ! 
निरखि घहँ छुबि-पुज लगत जनु यह सन-भावन , 
कुज-बिहारी कुजन सों कढ़ि चाहत आवन। 


परम नीक रसनीक सखद नित नव-मंगल<्प्रद , 
अमित अमल प्राकृतिक छटा सां प्रमुदित गदगद : 
सजल सफल, अति सरल, सकल सर-नर-मुनि मोहति , 
कल्ित-ललित तन हरित संकुलित बसधा सोहति। 


खेचर, -भूचर, जलचर, वृून-तरु-सब्र के गातन 
उठति अमन्द तरंग, हृदय आनन्द ससात न 
गान तान रस-सान, जान जिय जनु जग जाचन , 
प्रकृतिकामनी तन उधघारि चाहति जनु नाचन ;: 


तेरी सुन्दरताई भाई जो सब के भन, 
मुख सों बरनि न जाई छाई सोभा नेनन। 
जद्यपि कवियन गाई पाई ताकी थाह न, 
सन ही-मनहिं समाई आई नहें अवबगाहन। 


रह्यो अछूतो गुनि-गनहूँ सों जब तब गुन-बन , 
कहा हमारे बूते, देखहँ जासों शुनि मन; 
तड तब सोम-सुखद बिसद-सुठि पद-सय दरपन , 
करत सत्यनतारायणु जन तुम्ह' ही अरपन। 


( ८४ ) 
अमर-दूत 
श्री राधा वर निज-जन-बाधा-सकल-नसावन 
जाको ब्रज मनभावन जो ब्रज को मनभावन 
रासिक-सिरोसनि. मन-हरन, . निरमल-नेह-निकु'ज , 
सोद-भरन, उर-सुख-करन, अविचल आनंद-पुज | 
रंगीलो साँबरो ; 
कंस मारि भू-भार-उतारन, खल-दल्ल-तारन , 
बिस्तारन विज्ञान बिमल, श्रुति-सेतु-सँवारन ; 
जन-मन-रंजन, सोहना, गुन-आगर चित-चोर , 
भव-भय-भंजन,_ मोहना, नागर नन्द-किसोर , 
गयो जब द्वारिका : 


बिलखाती, ससनेह पुकारति जसुमाति माई, 
स्याम-बिरह-अकुलाती, पाती कबहूँ न पाई, 
जिय श्रिय हरि-दरसन बिना, छिन-छिन परम अधीर , 


सोचति, मोचति निसि-दिना, निसरत नैननु नीर। 
बिकल कल ना हिंये। 


पावन सावन सास नई उनई घन पाँती , 
मुरनि-मन-भाई, छई, रसमई मंजुल काँती , 
सोहत सुन्दर चहुूँ सजल, सरिता-पोखर-ताल , 
लोल-लोल वहाँ अति अमल, दादुर बोल रसाल, 


छ॒टा चूई परे। 


( ८६ ) 


अलबेली कहेुँ बेलि,- दर मन सों लिपटि सुहाई , 


धोये-घोये. पातन की अनुपस कमनाई , 
चातक चलि, कोयल ललित, बोलत मधुरे बोल 
कुकि-कूकि केक्की कलित, कुजन करत कलोाल 

निरखि घन की छुटा 


इन्द्र-धनुप ओ इन्द्र-बधूटिन की सुचि साभा 
को जग जनम्यों मनुज, जास मन निरखि न लोभा 
प्रिय पालन पावस लहरि, लहलहात चहु ओर 


छाई छवि छिति पे छुहरि ताकी आर न छोर , 
लसे मन-सोहनी । 


है बालिका-पंज कंज लखि परिसत पावन , 
सख-सरसावन, सरल-सहावन, हिय-हरसावन , 
कोकिल-कंठ-लजावनी मनभावनी अपार , 
आत-प्रम-सरसावनी, रागत. मंजु मलार , 
हिंडोरनि भूलतीं । 
बाल-बृन्द॒ सरसत उर-द्रसत चहूँ चलि आवचे , 
मधुर-मधुर मुसकाइ रहस-बतियाँ बतराबे 
तरु-बर डार हलावहीं, घोरी घूमरि टदेरि 
सुन्दर राग अलापहीं, भोंरा, चरई फेरि 
बिबिध क्रीड़ा करें | 
लखि यह सुखमा-जाल, लाल-निज-बिन नदरानी , 
हरि-सुधि उमड़ी-घुमड़ी तन, उर अति अकुलानी ; 
सुधि-बुधि तजि, माथों पकरि, करि-करि सोच अपार , 
हृग-जल्ल मिस मानहेँ निकरि, बहीं त्रिरह की धार ; 
कष्णु-रटना लगी । 


( ८७ ) 


कृष्ण-बिरह की बेलि नई ता उर हरियाई , 
साचन अश्र -बिमोचन दोड दल बल अधिकाई 
पाई अ्रम-रस बाढ़ गई, तन-तरूु लिपटी धाइ, 
ऊलि, फट, चहुंधा छुईं, बिथा न बरनी जा 
अकथ ताकी कथा । 


कह ति बिकल सन महरि, 'कहाँ हरि हृढ़न जाऊँ ?? 
कब गहि लालन ललकत-मन, गहि हृदय लगाऊँ ?? 
'सीरी कब छाती करों, कब सत दरसन पा? 
कबे मोद निज मन भरों, किहि. कर थाई पढाडें ह 
सँदेसा स्याम पे ?? 


'पढ़ी न आखर एक, ज्ञान सपने ना पायो 
व-दही चारन में सबरो जनम गँवायों 
मात-पिता बेरी भये, शिक्षा दई न मोहि , 
सबरे दिन यों ही गये, कहा कहें ते होहिं |? 
मनहि मन में कही | 


सुनी गरग सों अनुसूया की प्रथम कहानी 

सीता सती पुनीता की स॒ठि कथा पुरानी 
बिसद ब्रह्म बिद्या-पगी, मैत्रेयी तिय-रत्न , 
साल्न-पारगी गारगी, मन्दालसा सयत्र , 

पढ़ीं सब की सबे |? 

'निज-निज जनम धरन को फल उनने ही पायो 

अबिचल, अमभिमत सकल भाँति सन्दर अपनायो 
उदाहरनि उज्जल दयो, जग की तियति अनूप 
पावन जस दस-दिसि छयों, उनकों सकृति-सरूप 


पाइ बिद्या-बले |! 


( ८८ ) 


'नारी-सिज्ञा निरादर्रत जे लोग अनारी , 
ते... स्देस-अवनति-अचंड-पातक-अधिकारी ; 
निरखि हाज् मेरों प्रथम, लेड समझे सब को 
विद्याबल लहि मति परम अबला सबला होइ। 


लखो अजमाइ के ।” 


कौन भेजों दूत, पूत सों विथा सुनात्रे 
बातन में बहलाइ, जाइ ताकों इह लाबे ? 
व्यागि मधुपुरी सों गयो, छाड़ि सबन को सांथ , 
सात समुन्द्र पे भयो, दूर द्वारिका नाथ ; 
जाइगो को उहाँ ?! 


नाथ जाइ अक्रूर क्रूर तेरों बजमारे! 
बातन में दे सबनि ले गयो प्रान हमारे 

क्यों न दिखावत लाइ कोड, सूरति ललित ललाम 

कहे. मूरति कमनीय दोड, स्थाम ओर बलराम । 


रही अकुलाइ में । 


अति उदास, बिन आस, सबे-तन-सुरति मुलानी , 
पूत-प्रम सों भरी, परम दरसन ललचानी . 
बिलपति, कलपति अति जबे, लखि जननी निज स्थाम 
भगत-भगत आये तबे, भाय मन अ्रसिराम 
अमर के रूप में 
ठिठक्यों, अटक्यो अमर देखि जसुमति महरानी , 
निज-दुख सों अति दुखी, ताहि मन में अ्नुमानी 
तिहि दिसि चितवत चकित चित, सजल जुगल भरि नेन 
हरि-वियोग कातर अमित, आरत गद-गद बेन , 


कहन तासों ज्ञगी । 


६ ८ ) 


'तेरों तन घनस्यास स्थास, व्यनस्याम उत स्नि 
तेरी गुजन सुरलि मधुप, उत मुरलि मधुर घुनि 
पीत रेख तब काटे बसति, उत पीताम्बर चारू , 
बिपनि-बिहारी दोड लसत, एक रूप सिंगारू .. 
जुगल रस के चखा* 


याही कारन निज प्यारे ढिंग तोहिं पठार्फ , 
कहियो वासों बिथा, सवे जो अबे सुनाऊँ ; 
लजैयो घटपद धाय के, कारि निज कृपा बिसेस , 
लेयो काज बनाय के, दे मो यह सन्देस ; 
हा ओर आओ ॥५+ न 
लिदांसो लॉटियों 
'जननी-जनम-भूमि सुनियत सुगहु सों प्यारी' 
सो तजि खबरों मोह सांवरे तुमने बिखारी 
का तुम्हरी मर्ति गति भई जा ऐसा बरताव 


किधों नीति बदली नई, ताकों परयों प्रभाव 
कुटिल विश्व को भरयों ?! 
'माखन कर पोछन सों वचिक्क्रन चारूु सुहावत , 
विधु बन स्याम तमाल रहो जो हिय हरसावत , 
लागत ताके लखन सों, मति चलि बाकी ओर , 
बात लगावबत सखन सों, आवत ननन्‍्द-किसोर , 
कितहूँ सो माजिक्रे' ॥! 
वही कलिन्दी-कूल, कद्म्बन के बन छाये 
बरन-वरन के लता-भत्रन. मन हरन सुहाये 
वही कुन्द की कुज ये, परम-प्रमोद-समाज 
पे मुकुन्द-बिन बिस-भये, - सारे सुखमा-साज ! 
चित्त वाही घरयो !! 


( €० ) 


'लगत पलास उदात, असोक ससोकहु भारी , 
बोरे बने रसाल, माधवी लता दुखारी , 
तजि-तजि निज प्रफलितपनों, बिरह-विथित अकुलात | 


जड़ हू हे चेतन मनों, दीन-मलीव लखात , 
कर. 
एक माधों-बिना ! 


“नित नृतन तन डारि सघन बंसी-बट छेयोँ , 
फेरि-फेरि कर-कमल, चराई जो हरि गेयाँ, 
ते तित सुधि अति ही करत, सब तन रहीं क्ुराय , 
'नयन स्वत जल, नहीं चरत,व्याकुल उदर अधाय , 
उठाय सहों| फिरें !? 
“'बचन-हीन ये दीन गऊ दुख सों दिन बितवति , 
दरसं-लालसा लगी चकित-चित इत- उत चितबातिं , 
एक संग तिनकों तजत, अलि कहिया, ए लाल ! 
क्यों न हीय निज तुम लजत, जग कहाय गांपाल ! 
माह एसा तज्यां ! 


नील-कमल-दल स्याम जासु तन सुन्दर सोहे 
नीलाम्बर बसनामिराम विद्य त-मन माहे 
अस में परि घनस्याम के, लखि घनस्याम अगार , 
'नाचि-नाचि बत्रज-घाम के कूकत मोर अपार 
भर आनन्द 


यह को नव नवनीत मिल्यों मसरी श्रति उत्तम 
भला सके मिल्लि कहा सहर में सद या के सम ? 
रहे यही लालो अजहुँ, काढदृत यहि' जब भोर 
भूखा रत न हो कहुं, मेरों माखन-चोर ! 
बँध्यो निज टेव को !! 


( 6१ ) 
सत्यनारायण जी के ग्रन्थ 


अनुवाद--उत्तर रामचरित, मालतीमाधघव, देशभक्त होरेंशस 
(अंगरेजी से ) । 
मुक्तक संग्रह--हृदय-तरंग । 


श्री वियोगीहरि 


ब्रज-वल्लम ओर ब्रजभाषा के प्रकाम प्रेमी वियोगी हरिजी ने 
आजकल साहित्य से संन्यास ले लिया है। भावुक-हृदय तो आप हैं ही 


अतः आजकल दिल्ली में रह कर तन-मन-घन से अछूतों की सेवा कर 
रहे हैं। 'हरिजन-सेवकी नाम 


का एक हिन्दी-पत्र भी आपके 
सम्पादन में निकलता रहा है | 

वियोगी हरि मे अच्छी 
कवि-प्रतिभा है । आपका हृदय 
स्वच्छु, विशाल और सरस है 
जो. उसके अनुरूप ही है। 
“पप्रेम-शतक', 'प्रेम-नथिक ओर 
प्रेमांजलि' में आपको ब्रजमाषा 
की उत्कृष्ट और हृदय-स्पशिनी 
कविताएँ मिलती हैं । भावना', 
“अ्न्तनांद'ं आपकी गद्य-काव्य 
की अच्छी पुस्तकें हैं। गद्य-काव्य के ज्षेत्र में बियोगीहरि ने उस समय - 
कार्य किया जिस समय उस क्षेत्र में प्रचुर संख्या में कवि न थे | 


आ० त्र० कॉ०--ट 


के पर 





( ९२ ) 


वियोगी हरि की प्रख्यात रचना वीर-सतसई” है। दोहा-शली में 
यह वीर रस का सराहनीय काव्य है। कुछ दोहे तो वस्तुतः बढ़े ही सुन्दर 
ओर सुगठित हैं। इस पुस्तक पर कवि को सम्मेलन ने १२००) का 
पंगलाप्रसाद पारितोषिक' देकर सम्मानित किया है । 

हरिजन-श्रान्दोलन में आने के पश्चात्‌ वियोगीहरि जी की राष्ट्रीय- 
भावना को भी उत्तेजना मिली ओर उसी आवेश म॑ आपने -“चरखे की 
गूज, चरखा स्तोत्र ओर असहयोग-बीणा' नाम की साधारण पुस्तकें 
लिखीं । वीर्सतसई म॑ यों तो विचार अ्रच्छे हैं; किन्तु भावों की नबीनता 
और काव्य-कला प्रवीरता नहीं-यहाँ तक कि भीम के द्वारा दुःशासन 
के रुघिर-पान तक की प्रशंसा है। पद्ममय ग्न्थों के सामने आपके कुछ 
गद्य अन्थों म॑ विशेष॑ साहित्यिक सोष्ठव है | 


सब्य-वीर 


सुन्दर सत्य-सरोज सुचि, विगस्यों श्र्म-तड़ाग; 
सुरभित चहूँ हरिचन्द को, जुग-जुग पुन्य-पराग | 
फु कन देत नहिं मृत सुब॒नु, सॉँगत हिय-तनु-पीर; 
निरखि नृपति-सत-घम-श्बृति, घृति हँ मई अधीर | 
पद्मा-पति पट पीत क्यों, खस्यो नीर-निंधि-तीर ? 
पतिहिं फारि शेत्या दियो, निज-अँग-आधो चीर ! 
जो न जन्म हरिचन्द को, होतो या जग माँह, 
जुग-जुग रहति असत्य की, अमिट अँवेरी छाँह । 
नहिं बिचल्यों सत-पन्थ तें, सहि असत्य दुख-द्वन्द. 
कलिं में गाँधीःरूप हें, पुनि प्रकत्यों हरिचन्द |. 


( ८6३ ) 
युद्ध-वीर 


केसरिया बागों पहिरि, कर कंकण, डर साल: 
रण-दूलह ! बरि लाइयो, दुलहिन बिजय-सुबाल । 
आघट घाट कृपाण को, समर-धार बिनु पार 
सनमुख जे उतरे तरे, पर बिमुख मँमथार। 
दीठि बिमुख ढीठी ठवये. गिनत न इंठ-अनीठ 
घालत दे-दे पीठ सर, तानि-तानि सर-पीठ। 
धान- धान, सां सुकृती ब्रतो, सूर-सूर, सत-सन्ध ! 
खंग खोलि खुलि खेत पे, खेलतु जासु कबन्ध | 
लरतु काल सों लाख में, कोई माई को लाल, 
कहु, केते करबाल कों, करत कंठ-कल मसल ? 
धन्य, भीस | रण-धीर तू , धरि अरि-छाती पाव, 
भरि अँगुरिनि शोणितु पियो, इन मूं छनि दे ताब ' 
धन्य, कण ! रिपु-रक्त सों, दियो पूरि रण-कंड, 
करि कन्दुक अति चाव सों, उछरि उदार मुड ! 
सहज बजाबत गाल त्यों, सहज फुलावन गाल 
काल-गाल में रिपु-दले कठिन गेरिबों हाज़। 
रण सुभट्ट वे भुट्ट-लों, गहि असि कट्ठत सुड, 
उठ कबन्ध जुटद्धत कहू, कहु लुद्गृ॒त रउु-रु ड॥ 


वीर-नेत्र' 


होति लाख में एक कहुँ, अग्नि-बर्न वह आँख; 
देखत हीं दहिं करति जो, ठुवन-दीह दलु राख | 
नयन कंज, खंजन-मधुप, मद, सग, सीन समान; 
लोहितु और अँगारु में, 6 अनुपम उपमान | 


१ 


( &४ ) 


खुभट-नयन अंगारु पे, अचरज एक लखातु, 
ज्यौं-ज्यों परतु उमाह-जलु, त्यों-त्यों घघकत जातु । 
जाव फूटि रति-रँग-रली, अलसोंहीं वह आँख 
सहज-ओज -ज्वाला-ज्वलित, चिरजीवों जुग लाख । 
'सुरत-रंगु कहें दृगनि में, कह रण-ओज-उदातु, 
यातें उज्ज्वल होतु मुख, बाते कज्जल होतु। 
युद्ध-स्त-टग-रक्त की, कहा रक्त-संग लाग 
लागतु यातें दाग बह, मेटतु हिंय को दाग। 
सहज सूर-नेननि लख्यों, सील-ओज-संचारू 
एके रस निबसतु तहाँ, पानिय आरू अँगारू। 
जदपि रुद्ध-बल-तेज को, कियों न प्रगटि प्रकास 
दिपतु तऊ अ्रँखियान हो, अन्तर-ओज-उजास | 


खज्ज 


'परयों समुझ्ति नहिं आजु-लों, या अचरजु को हंत 
हर॒यों असित असि-लता में, सुजस-चारू-फलु सेतु । 
जद॒पि हतो पानिप चढ़ यो, अचरजु तदपि महान 
नित-प्रति प्यासी ही रही, लही न तृप्ति क्पान ! 
बसति आपु लघु स्‍थान में, वह क्रपान लग्न गात 
त्रिसुवन में न समातु पे, सजस तास अबदात | 
प्रलय-कारिनी तुब, छता! लपलपाति तलवार 
खात-खात खल-सीस जो, लई न अजहेँ डकार 
बसे जहाँ करबाल ! तू, रमे तहाँ किमि बाल ? 
एक संग निवसति कहूँ, ज्वाल, मालती-माल ? 
धारि सील, असि-बालिके ! अब तू भयी सयानि 
अरी हटीली ! कित तजी, ब्रह इठलाहट-घानि ? 


( ४ ) 


लहरति, चमकति चाव सों, यों तरवार अनूप; 
धाय डसति, चोधति चखनि, नागिनि-दामिनि-रूप 
करति मरम. तरवार जो सोइ प्रखर तरवार; 
जानत कबहु कृपा न कारे, कहिय कृपान करार! 
सुभट लाल, असि-दूतिका, ठाढ़ी, सुमुखि-सयानि 
सानिति बसुधा-बाल को, यही गहावति पानि। 
रण-नामक-भामिनि तुम्हीं, कुल-कामिनि करवाल ! 
अन्नहु प्रीतम-कंठ तू, भई लपटि रति-साल ! 
सोमित नील असीन पे, रुधिर-बिन्दु-कुत जाल ' 
लसति तमाल-लतान पे, मनहूँ बघूटी-माल ! 


भीष्म-प्रतिज्ञा 


रहि हों असर गहाय के, रखि निज प्रन की लाज: 
के अब भीषम ही यहाँ, के तुमहीं, जदुराज ! 
सरतनि ढापि रबि-मंडलहि, शोणित-सरित अन्हाय 
तेरी ही सों तोहिं हरि ! रहिहों अख्ा गहाय। 
इत पारथ-रथ-सारथी, उत भीषम रन-घीर; 
तिलहूँ. नहिं टारे टरें, दुहूँ.. बज-प्रन-बीर | 
मुख अश्रम-सीकर, हृग अरुन, रन-रंग-रंजित केस; 
फहरतु पटु, गहि चक्र हरि, धाये सभट-सवेस ! 
कच रज-रंजित, रुधिर मिलि, कलकत श्रम-कन अंग 
फहरतु पु गहे चक्र हारे, धाये करि प्रन-मंग ! 
प्रन॒ कीनों बहु बीर जग, टेकहूँ गही अनेक 
पे भीषम-त्रत आजु लों, है भीषस-त्रत एक! 
सम सरि कासों कोजिये, सिल्‍यों नाहिं उपसान:: 
भीषम-सों भीषम- भयों, वह ओषस ब्रतवान!. 


( 6६ ) 
युद्ध-दर्शन 


सुन्यो अलय-घन-घेर लो, जब सैनिक रण-संख; 
किलकि-किलकि कूदे समर, भारि उड़ान बिनु पंख ! 
चली चमाचम कोप सों, चकचौोंधिनि तरवार, 
पटी लोथ पे लोथ तत्वों, बही रक्त-नद्‌-घार ! 
नहिं यह भरना गेरु को नाहिं आंग यह स्पाम । 
असि-विदीण करि-कुम्भ तें, स्वत शोण अवधिराम | 
तुरंग, तोय, तरवार तहाँ, निज-मिज पूरन काजु: 


५, 


पूरि-यूम-लोहिंत मरी, स्रजत स्टि मनु आजु | 


अभिमन्यु 


जइयो चितबत चाव. सों प्रिया उत्तरा-ओर ; 
ना जानें, कब लौटि हों, प्यारे पार्थ-किसोर ! 
उन्‍्य, उत्तरा-उर-थनी ! घन्य, सुभद्रा नन्‍द! 
'घेनि. आरत-भट अग्ननी ! पार्थ-प्योनिधि-चर न्द्! 
' पन्‍य, पार्थ-चख-चन्द ! हूँ, धन्य सुभद्रा-लाल ! 


हा. 


'सातहु महारथीन सो, कियौ युद्ध बिकराल ! 
महाराणा प्रताप 


अगु-अगु पे मेवाड़ के, छपी तिहारी छाप | 

अखर शभ्रताप तें राणा प्रबल प्रताप। 
जगत जाहि खोजत फिरें, सो स्वतन्त्रता आप | 
बिकल तोहिं हेरत अजों, रा़ा निठुर प्रताप । 


( 6७ ) 


है प्रताप ! मेवाड़ में तुम्हीं समथ, सनाथ | 
'धनि | धनि ! तेरे हाथ ए, घनि ! धनि तेरा माथ ! 
रजपूतन की नाक तू, राणा प्रबल - प्रताप ! 
है तेरी ही मूंछ की, राजथान में छाप। 
काँटे लीं कसक्यों सदा, को अकबर-उर-माहिं ? 
छाँड़ि प्रताप-प्रताप जग, दूजो लखियतु नाहिं । 
ओ, प्रताप मेवाड़ के | यह केसोीं तुब काम ? 
खात खलन तुत् खड्ढ, पे, होत काल को नाम ! 
उसड़ि समुद्र-समुद्र लीं, हिले आपु तें आपु; 
'करुणु-बीर-रस- लो मिले, सकता ओर प्रताप ' 


छत्रपति शिवाजी 


किधों रोद्-रस रुद्र के, किधों ओज-अवतार, 
'साह-स॒वन सिवराज ! ते, किधों प्रलय साकार 
'रखी तुहीं सरजा सिवा | दलित हिन्द को लाज; 
निरवलम्ब हिन्दून कों तूही भया जहाज। 
यही रुद्र-अवतार है, यही सुभेरव-रूप ! 
येही भीषण मीमस है, सिवा भोसिला-मूप ॥ 
ओरँगहू तुब धाक तें, भाजतु भामिनि-भोन; 
हे लोहा तुव संग, सिवा ! लेनहार फिरि कोन ! 
नित-प्रति सेवा खलनु की, ताहिं कल्लेबा देत; 
पेट खलाबत, काल ! तें, तझ आय रखु-खेत । 
गरब करत कत बावरे, उमूँगि उच्च गिरि-अंग! 
जस-गोरब सिवराज को, इत नभ तेहु उतंग ' 
“करकी क्यों आपुहि चुरी ?? कहत हरम अकुलाय, 
“सुन्या नाहिं, आवतु सिवा, समर-निसान बजाय ?! 


( €ट ) 


किते न तोपनु तें सिवा, दृढ़ गढ़ दिये ढहाय; 
केते सुरंग लगाय के दिये न दुग उड़ाय। 
हैं तो विजयी बिस्व में, अजित राम-गढ़-राज ! 
गहि कृपान अरि काटि हो, राखि हिन्द की लाज | 


महाराज छत्रसात 


छुत्नसाल नूप ! नाम तुब, मंगल-साद-निधान, 
सुमिरि जाहि अजहूँ बनिक, खोलत प्रात दुकान ! 
चम्पत को बच्चा तुहीं, हे इक सच्चा शेर, 
जव्बर बब्बर-बंस के, किये न केते जेर ! 
रैयत-हित-हिय-दानु दिय, हथियारन-हित हाथ; 
छत्नसाल, धनि ! कृष्ण-हित, नेन, धर्म-हित साथ ' 
गहि कृपान-कुस नृप छुता, दिया तेहिं नित दानु; 
तऊ क्ृतन्नी काल | तें, नहिं मानत एहसानु। 
ग्रसित आह-अबरंग मुख, खंड बु देल-गयन्द, 
उमंगि डउधारयों धाय, घनि, हरि-इव चम्पत-नन्‍्द ! 
धनि, छत्ता ! तुव खग्ग, धनि ! रण-अडग्ग पबि-देह 
बहु मूछनवारेन कों, मरदि मिलायों खेह। 
नहिं छत्ता | परवाह कछु, ताोहिं साह के द्वार, 
तू त्रज-दरबार कौ, ऐंडदार सरदार ! 
छत्रसाल नृप-धाक तें; बड़े बड़े थहराये 
कहु छुकार! के सुनत ही, छूटि न छक्के जाये 
असि-मुवंगिनी-अंगना; « सद्भधा समर-संजोग 
गे भआुज-भुजगेन्द्र तो छुता ! छुत्रपति-भोग ! 


( ७ ) 


कहूँ बिपत, कहूँ भयो, ते, सम्पत, चम्पत-लाल '' 
दुषन-हित करबाल भा, अरु इष्टन-हित ढाल ! 
चम्पत : खंडब दल की, ते पत राखनहारु 

डूबत हम हिन्दून कों; तुब कुमार कनधारु ! 


द॒गावता 
धन्य सती दुर्गावती ! करि गढ़-मंडल राज। 
रखा गाॉड़वार्न तुहीं खजद्श-धम की लाज! 
बञ्जअ-कवच तनु, कन्ध धनु, कर कृपाण, कटि ढाल 
गढ़-सन्डल-दुगावती, रण-दुगों. विंकराल 
मत्त मुगल-दुल दत्लमल्यों, गढ़-मन्डल रण ठानि ! 
धान, दुगों दुगोवती ? रखी तुहीं कुज्न-कानि | 


लक्टाबाई 
ताज कमलासनु कर-कसलु, गहिं तुरज्भ-तरवार 
कुल - कमला कौोली भइई, माँसी-दुरग-दुआर 
हों देख्या अचरज अबे, माँसी-दुरग-अपार 
हूग-कसलनि अंगार, त्यों, कर-कंमलने तरवार ! 
भइ प्रगटि रण-कालिका, गढ़ माँसी-परतच्छ , 
सुभट सहार लच्छमी, लच्छ-लच्छ कटि लच्छ !. 
जय माॉसी-गढ़ लच्छमी : राजति त्रिविध अनूप 
गांत चपला, दुति चन्द्रिका, समर चंडिका रूप | 


विविध 


जाब भल्र कुरु-राज पे, धारि दूत-बर बंस 

जड्यां भूलि न कहें वहां, कंसव द्रोपदि-केस !. 
व्यॉम-बान सररात आए. तड़कि ताप तररात !. 
सुथिर अथिर थहरात त्यों, दुर्ग-दीह अररात?. 


( १०० ) 

'लेखेही ऋतु लेखियत, नितप्रति ग्रीपम माथ, 
जठर-ज्वाल तें जरि रहे, हम अनाथ जग-नाथ ! 
बिना मान _तज दीजियो, सुरगहूँ सुकृति-समेत , 

के ध ७ 6५ घी हि, 8५. ४५ 
कहों मान, तो कीजियो, नरकहूँ नित्य निरकेत ! 
अन्तहूँ अरिहिं न सोपिये, करियों प्रण प्रतिपाल, 
निज भाँवरि की भामिनी, निज कर की करवाल | 
वीर-बधू ! तुव सवति वह, विजय-बधू लवबाल , 
तासु गरें गेरति तऊ, कहा जानि रति-माल ! 
अमित-भीत अरि नारियाँ, सगबंग भाजति जाई , 

कक हे + जी व ली | कक 
आगे देखति नाहिं, त्यां पाछे हरति नाईि। 
दनुज. दललन सोमित्रि-सर, सारुति मुप्ठि-प्रहार, 
भाष्म-अतुल विक्रम, तिहूँ, ब्रह्मचय-ब्रत-सार | 
हृगनि ओज लाली लसे, रुधिर पियाली हाथ . 
काल-नटी काली क्रिलकि, नटति कपाली-साथ । 
साधतु साधनु एक ही, तजि अनेक बुधि-सीम , 

५ ९ ९ की हैं 
'धनुप-सिद्ध अजन भयो, गदा-सिद्ध भा भीम। 
ले असि-हल, जोती मही, वोयों सीस सुधान , 
'करि सुचि खेती, जस लुन्यो, धनि रजपूत किसान ! 
नर ७.९ 2/*५ ४ 
हाँ सबलनु कों सूल जो, करत निबल-प्रतिपाल , 
है हक से प्‌ 

बीर-जननि को साल सो, अहे घम की ढाल ' 
करे जाति स्वाधीन जो, साँचों सोइ सुपूत , 
यो पाप । केते लक 
यों तो, कहु, केते नहीं, कायर कूर कुपूत , 
फरति न हिम्मति खेत में, बहति न असि-ब्त-धार , 

4५ बोरियाँ भ८/ बिकतिं ५* 
'बल्न-बिक्रम की » बिकति न हाट-बजार। 


( १०१ ) 
नहिं बदल-दल-बल यहे, तडित न यह, क्रिरपान 
नहिैं घन गाजत गहगहे, बाजत तुमुल निसान | 
लिखे हमारे भाल पे, अंक न अर्थ अधीन 
ज्यों पानीपत पे भये, हम पानीपत-हीन । 
को न अनय-सग पशु धरयो, लहि इहि कुमति कुदानु , 
न्यय्य-पतित से भीषमहुँ, सखि दुरजोधन-धानु 
अथया सा अथयों, नपुनि, उनयो भीषम-भान 
आय - सांक्ति - जय-पदिानी, परी तबहिं ते म्ज्ञान । 
जथा राम - रावन - समर, नीरद-नाद - बिहीन , 
भारत-युद्ध अपून त्यों, बिना करन प्रन-पीन ; 
'जराधीन अँग छीन हों, दीन दनत-नखन्हीन . 
नहिं. ऐसी चिन्ता कहूँ, कबहूँ केहरी कीन। 
राच-रचि कोरी कल्पना, बहुत जल्पना मूढ़ 
सहज सती अरु सूर को, गति रहस्य अति गूढ़। 
निबल, निरुद्यम, निधनी, नास्तिक, निपट निरास , 
जड़, कादर करे देतु है, नरहें अन्धविस्वास। 
भाजत भग्गुल भभरि जहँ, खुलि खेलत तहाँ बीर , 
जरत सुरासुर जाहिं लखि, पियत ताहिं सिच धोर ; 
सतवारे सब हो रहे, मतवारे मत माहिं , 
सिर उतारि सतधम पे, काउ चढ़ावत नाहिं , 
तजि देती जो ये कहूँ, कोइल काग-कठोर 
ता होती पाच्छीनु में, सॉँचेहुँ त॑ सिरमोर । 
कारण कहे, कारज कहूँ. अचरज कहत बनोन , 
असि तो पीवति रकत पे, होत रकत तुब नेन। 


५ हर .). 
पावस ही में धनुए अब, सरित-तीर ही तीर , 
रोदन ही में लाल दह॒ग, नोरस ही में बीर। 
टेक-टेक केते कहत, हृठहू गहत अनेक , 
पे कहँ हठ हम्मीर की, कहें प्रताप की टेक। 
नेननि नित किन राखिये, तिनकी पायन. धघूरि , 
पूरि पेज जे मरद की, भय युद्ध मधि चूरि। 
भरयों रक्त नहिं, जिन हृ॒गनि देखि आत्म-अपमान , 
क्यों न बिधे तिन में ब्रिधे, शूल विपम विप-बान । 
नभ जिमि बिन ससि सूर के, जिमि पंक्षी जिन पाँख , 
बिना जीव जिमि देह, तिमि बिना ओज यह आँख । 
लखि सतीत्व-अपमानहूँ, भय्र न जे हग लाल , 
नीबूनोन.. निचोरिये, छेदि फेरिये हाल। 


श्री वियोगीहरि जी के प्रुखुय ग्रन्थ 
काव्य--बीर-सतसई । 
गद्य-क व्य--अन्तर्नाद । 
संग्रह---त्रज-माघुरी सार | 
गद्य -साहित्य-विहद्यर, प्रेम-योग | 


मिश्र-बन्धु 


रावराजा डाक्टर श्यामत्रिहारी मिश्र, रायबरहादुर एम० ए०, डी-लिट्‌० 
रायबहादुर पंडित शुकदेवबिहारी मिश्र, बी० ए० 


पंडित बालदत् जी मिश्र के वंश-भूषण रावराजा डाक्टर श्याम 
विहारी का जन्म ग्राम इटोंजा ज़िला लखनऊ में संबत्‌ १६३० में ओर 
'छोटे मिश्रजी का संवत्‌ १६२५ में हुआ । रावराजा संवत्‌ १६४० में 






















कक 


्ल व न बल नकल कपनकत पक गाए 
रह हाई: ज १७३, 0०३ ल््ननललटज अफटनथ तब + चर कुल पा जरा ककटाण 7४४७४: ९/२७४४७ ४७४ शप्ट 0808 ४४३" ७७//::207/7 0७ 7800 27% है? + /ाथत 244 
कि यु थे ड़ रद पा कक । ] / ध॑ 0 (कह! ्ह कि 
ही ५३ «99 7०8 एक 5 8 कस हक, 2 770४, , ०27२ ५३४०० &; 
४ ०0. पर ० | ५ बह ७ हट | 5० १5, ५,2५७. ५६ ४ ८५9 
भर ५ ० * ह «७ श ह० हि जब ु वर ४ ५ ४५७ कं 2 
०५ रे लक ग | 0४५४ हे न २५8५ ८ ; ४ हक! गा के भय कट के + $प 5 
५, री 5 ब्क 
५ / ४25 7 टहब बा 5 फ 4 कम 
आर] ल्‍ जब 
५ कि हा ॥ा हो प्र 
क हे 
४ 


फ्््ध्ल्ड 
इक 
डे 
७५5 
हक 59220 3 कक जज की. 


हु 
3 का 
५.८ हि 


फिट 


पड 
“ने 2272 


5 
*' | 


जे अ> >> 


५ -- अं ->, 


'गणेशविहारी मिश्र शुकदेवविहारी मिश्र श्यामविहारी मिश्र 


आँगरेज़ी में प्रथमश्र णी में विशेष योग्यता के साथ बी० ए० तथा १६५३ 


में एम० ए० पास कर डिप्टी-कक्षक्टर हुए। कोआपरेटिव विभाग- में 
रजिस्ट्रार श्रादि कई प्रतिष्ठित पदों पर रह कर डिप्टी-कमीश्नर नियुक्त 


|. (०४ 2 


हुए । संबत्‌ १६५८ में पेन्शन पाकर ओरछा राज्य में दीवान ब्नाये 
गये | अब आप वहीं प्रधान-मन्त्री हैं।संवत्‌ १६८५ में रायबहादुर 
१६६१ में ओरछा राज्य से रावराजा तथा १६६७ में प्रयाग-विश्वविद्या- 
लय से डी० लिट० की उपाधियाँ मिलीं । संवत्‌ १६६७ से १६७१ तक 
आप छुतरपूर राज्य में भी दीवान रहे। 

छोटे मिश्रजी ने संवत्‌ १६५४७ में बी० ए० ओर १६४८ में वकालत 
की परीक्षा पास की तथा ५ बरस तक वकालत कर मुन्सिफ होकर जज 
हुए | ततश्चात्‌ साढ़े पनन्‍्द्रह बरस तक छुतरपुर राज्य में दीवान रहे | 
संबत्‌ १६८३ में आपको सरकार से राय बहादुर की उपाधि मिली । 

संबत्‌ १६५५ से दोनों मिश्र-बन्धु साथ साथ साहित्य-सेवा कर रहे 
हैं। दोनों सफल समालोचक, सुकवि, सुयाग्य लेखक और साहित्य के 
प्रगाढ पंडित हैं-। आपने ही सबसे प्रथम हिन्दी-साहित्य का आलोचना- 
व्मक सुव्यवस्थित इतिहास लिख कर इस ओर हिन्दी-संसार का ध्यान 
आकृष्ट किया ओर हिन्दी-नवरत्ना लिख कर मार्मिक-विवेचनात्मक 
आलोचना का पथ-प्रदश्शित किया । 

दोनों बन्धुओं ने ब्रजमाषा में पर्यात सुन्दर रचनाएँ की हैं, जिनमें 
सजीव और साकार वन बड़ा ही प्रमाव-पूर्ण है । आपका शब्द-संगठन 
सर्वथा मभाव-प्रभाव-पूर्ण रहता है। वाक्य-विन्यास मुव्यवस्थित, सयत 
और सबल होता है तथा प्रसाद, ओज आर माधुय गुण अच्छे रूपों में 
मिलते हैं। 

मिश्र-वन्धुओं ने साहित्य के एक-दो ज्षेत्र में ही कार्य नहीं किया, 
वरन्‌ उसके प्रायः सभी प्रमुख अंगों की पूर्ति का सुप्रयल किया है । 
आप नाटककार, इतिहास-लेखक, काव्य-शास्त्र-्ममंज्ञ, सम्पादक और 
टीकाकार भी हैं। अतएव कहना चाहिए मिश्र-बन्धुश्रों में बहुमुखी 
प्रतिभा है । 


( १०४ ) 
जीवात्मा ओर परमात्मा 


है तो जीव ओसि पे जू थिरके अथिर एक 
सक्ति केधों व्यक्ति, यह मरम लल्ाम 
दास-भाव रामानुजवारों ठीक बैठे केघों 
सीमित अद् तवाद साँचो गुन धाम 
इते तो बिचार-बल सबै दरसात पंगु, 
भाष्यो तुलसी हू, हाँ तरक को न काम 
ररंकार_ मूल चाहे दसरथनन्द मानो 
साँचो बिसवास में लखात रामनाम 
सब गुन-होन, सब करम-बिहीन पुन्य , 
पापन सों छीन, रूप-रंग हू सों न्यारों 
सवब॒ सों बिरक्त, सबही सों अनुरक्त, 
वासनानि को न भक्त, बासनानि को सहारों है ; 
अक अरु, आनंद सों रहत उदास तझ, 


हे 
है 
हे 
के 
हे 
हे 
सत्‌ - चित - आनेंद, जगत - रखबारो है, 
हे 
है 
हे 
हे 
हे 


#* रे 
9, 


ह 


सब सों प्ृथक पुनि सब के समीप , 
जगदीस, जग-रूप, एक , ईश्वर हमारों 
नेति-नेति इश्वर को बेद ओ पुरान भाप 
ताके बल-तेज को न अन्त दरसानों 
होत अवतार जो बिसेख ईस अंस-भव , 
ताह को न बल-अन्त जग में लखानो 
तद॒पि अमोघ इंस-बल की सके न करि , 
तुलना कछूऋ अवतार मनमानों 
इस का अनादर कियो न तिन करि जिन 
या बिधि बिचार अवतार सनमानों 


( १०६ ) 


अधम-उधारन की धारो हे सुबानि कत 
अधस-उधारन सों जा पे सकुचात हो 
'दीन-बन्घधु काहे ते कहावत जहान मे जु , 
दान दुखहारन मे धर ढांत् गात हों 


करुना-निधान की उपाधि तजि देहु जुपे, 

साफ इनसाफ करिबे को ललचात हो, 
'पतितन-पावन को छोड़ो नाम जो पे मो से , 

पतित पुनीत करिबे को न सिहात हो। 


'होते जो न साले कूर-पतित जहान में तो , 
केसे तुम पतित-पुनीत. कहबावते ? 
करते न ढेर हम पातक-पहार, तो न, 
करुना-निधान को बिरदु तुम पावते : 


दोषन के जूहन को धारि, पछिताय जा न 
हा-हा |! करि हम दीनताई दरसावते , 
'कढ़ते तो कोमल तुम्हारे गुन-गुन केसे , ' 
केसे पुनि भगत सुजस तुब गावते * 


रावरी कृपा की कोर लहि के कछूक गहि , 
गरब “ गँभीर पाप-पंजन कमायों 

देशन को चूर करि, सतगुन दूर करि 
कूर बनि केवल, कुंगुत अपनायों में, 


न 
ञ्ज् 


-सब को समान सतकार के उदार ह्न के 
जग-उपकार में कबों न कन लायों में , 

आरत हूं भारत पुकारत हे नाथ! अब 
पाहि-पाहि ! रावरी सरन तकि आयों में। 


( १ ०७ ) 
सुन्द्रता-वर्णन 


आई कहाँ सों इहाँ मंगलोचनि, रूप धरे रति सों अति नीको 
रेसम-तार से बार बने, परभा-मुख पेखि परे ससि फीको ; 
बॉधन-हेत सृगा-मन के, तब बीन समान बजे बरबानी , 
के यह मोहन-मन्त्र किधों गुन-खानि सुधा-बसुधा सुखदानी। 

द्‌ छुटा' सी हँसी तरिज्सी, निरखे मन जोगिन के हुलसावे 
त्यों रतनारे बिलोचन हैं जिन सों मद-धार सी धावति आगबे ; 
चारु, कृशोदर पे त्रिबली &छबि-भार सों ओर बली छबि छाजे , 
बेस बसीकर-जन्त्र समान, महा सुकुमार सरीर बिराजै। 


अन्धकार सम चारु, स्थाम कच-रासि बिराजै , 
लम्बित लट अवलोकि घीर तपप्तिन को भाजे; 
चंचल नागिनि सरिस रुचिर बेनी कटि परसे , 
सीस-फूल कच - रासि - बीच. मंगल - सम दरसे ; 
मक्राकृतः कुंडल रसाल कानन छुबि देहीं , 
तिन में कुमका ममकि लूटि चख की गति लेहीं 
मुख-छबि कोमल कंज-सरिस मंजुल सुखकारी , 
आभा-पूरन चन्‍्द मनी तिहू पुर उजियारी। 
आनन सों मनु भरे मुकुत बोलत जेहि बारी , 
लगे बसीकर-मन्त्रेसरिस तव बात पियारी ; 
नाक-बीच लघु नथ बिघाल सोभा उपजाबे , 
लहिं मनु कंडल कीर चाव सों भरो अझुलावे 
तामें मुकुता कूलि-फूलि अधरन कह परस 
निज समान गुनि दन्‍त मनो देखन कह तरस। 
कुंजर सी तव चाल सुमद भरूमत सुख-दायक , 
कंचन-लतिका-सरिस गात मन-जीतन लायक । 
आ० ज्ञ० का०--< 


( ९८८ ) 
वीर नायक वन 


जीतन संगर में अरि-जाज्नन आनन मॉर्डि बसी ललझार है , 
दीनन के हित दच्छिन बाहु बनी सुखदा सुर-प्रादप-डार हे 
श्री सरजा सिव आजु सही बसुधा-तल पे जस का अबतार हे 
है भुवपाल तुही जग में भुज-दंडन पे तब भूतत्-भार है । 
प्रव्ल प्रचंड मारतंड सों तपाय नीकों, 
छायो तेज दमसह इिवान अरनियारो 

बेरिन के मंद परिपूरसन को चूग्स के, 
सूरन को निज सरनागत निहासे हे 


भाड़ 


दीनन को देत अमे-दान नित्त जांही विधि, 
गव्बरन त्थों ही बविश्रु मान करि डारो हे 
सिवाजी खुमान हों बखाव केहि भाँति करो 
बढ़ि सब ही वे क्या सजस तिहारों है। 


05 कल 
या इस 


फथ 


घ था सगे मु प्‌ ;.. धर्ी ते पे 
बत आडाल दल्-ब्रत्म सा भहा-ततन पं, 


ही-तल अरिन्दन के हालत हहरि हैं, 
उछलत चल्नत तुरंगन के आधे रिपु, 

जूथन का माना नाग-दंसित लहरि हैं: 
पण मग धरत धरा को धसकत दिग- 

 सिन्धुर समान बर कुजर चल्त हैं, 


धारि कर सांकरि सजोम उलमारि मद 
गारि जे पछारि मृग-राजन मलत 


( १० ) 


अरजत दीन, लरजत  कुडलीस, 
गरजत दिग-सिन्धुर चलत जब दीह दल , 
कहलत . कूरम, दिगीस दहलत, 
द्गिदन्ति टहल्त, पारि जगत में खल्भल् 


दान दुज पावत, सुनावत असीस, जस, 

_ गाबत करत नहिं. चारन चतुर कल्ल , 
पूरन अताप भूप दस दिखि चूरत ओऔ 

बरिन के तूरन करेजन घरानि-तल | 


घावत भ्रबत्ल. बल्न धारि के सकल दल, 

तासु परिपूरन प्रताप जग छायो है, 
उदिति बिल्लाकि ताहि कोटि मारतंड सम 

देखि निज होनता दिवाकर लजायो है 


मान जग-हित बिनु काज निञ्ञ तेज ताहि 
गोपन विचारि दिनकर मन लायो है, 

ताही सों प्रचंड घूरि-धघार की सहाय लहि, 
धन 


जूगनू-समान रूप आपने बनायो है।. 


सीतन सों भाखत अपर बीर आजु तब 
असि को श्रचंड रूप ओरई लखात है 
देखि के प्रताप जासु जगत उजासकर 
खासकर भासकर हू लौं दबि जात है 


तेग को किरन-गन चलत गगन-दिसि 

बेरिन को भाल् जिन्हें देखि बिललात है, 
साथ तिनहीं के आरि प्रानन को जाल अब 

हीं सों सूर-मंडल नो बेधत लखात हे।॥ 


( ११० ) 


बिनु मागेहु जे बकसि देत गज बाजि हजारन 
लखि दीनन जे कर सदा बड़ि विपति-बिद्ारन 
समर-बीच गिरि-सरिस करिन के कुम्भ निपात 
अवगाहें तिमि रास मा्हि रस की सब घाते 


अब तिन भुज-दंडन को प्रकट, प्रबल पराक्रम कोजिये 
महि-राज-मंडली में महा, राज-प्रवर जस लीजिये। 


तव प्रताप सों नाथु आजु चंडी बल्न पा 
धरि कर में करबाल काल-सम ओज बढ़ाई 

कीट-सरिस रिपु-सेन सकल संगर में काटे 
खाई रन-थल माँहि बेरि-ल्ोथिन सों पाट 


जबलों सोनित को बिन्दु इक, तन में संचालन करिहि 

तबलों नहिं. जोधन को चरन रन, मँहि सो छिनह टरिहि । 
अंग-अंग कटि परे. तऊ उतसाह न छुंडें; 
मरत-मरत दुइ-चार सत्रु हनि के जस मंडे : 
जनस-भूमि के सुत सपूतर रहिबो अभिलाखें , 
स्वामी-लोन की लाज प्रान रहिबो लों राखें 

थिर अंगद सो जोधा-चरन, को डिंगाय रन सों सके 

जब ला जीवत नर एकहू, को भारत की दिसि तके ? 
मातू के समीप फेरि चाव सों महा पगो 
माँगिबे बिदा झुवाल जाय पाँय सों लगो; 
देखि के सपूत को हुलास जंग सों महा, 
जानि के सुबीर ताहि सातु साद को लहा; 
राज देह, पाट देह, मान देति हे बिसाल 
अज्न-धन .देइ त्यों करे सदा महा निहाल । 
मोहुँ सों बिसेस तोन जन्म-भूमि को बिचारु 
ताहि पालिबे सपूत तू सदा हथ्यार धारु। 


( १११ ) 


तो देखि साज रन-हेत , उछाह पूरो 
आजु माहि परिपूरन तोष रूरो: 
! सास ताोहिं जब पेट मँमकार धारयों 
तो बीर होन-हित जुक्ति सबे विचारयों |. 
तेरों पिता प्रबल जुद्धन को पधारयों 
ताके चरित्र-चित में तव हेत धारयों 
बाँची अनेक बर-बीरन की कहानी 
पूजा सदा सकल देवि प्रभाव सानी। 
सुत को मस्तक चूमि चाव सों 
मातु बिदा यहि भाँति दियो 
जाहु करहु संचित जस रन में 
जिमि अब लों पुरिखान कियो। 


यह अकार लहे बिंदा मातु सों सूप महा मन-मोद भरया, 
चल्यो समर-हित इमि आनन्दित, मनों पाँय रिपु आप पर यो ; 


धन्य धन्य हे बिसद बीर जोधा बलसाली 

तव भुज-बल् सों चढ़ी सदा भारत-मुख-लाली 

जब लों ये भुज-दंड चंड फरकें अति घोरा 

चपला सी करबाल लाल चमके' चहूँ ओरा 
तब लॉ हम काढ़ें तासु चख, आँखि जौन सनमुख करे 
को भूप भ्रक्नॉट लख अंग नहिं, थरथराय भू-तत्न परे ९ 


रिपु-गन को लखि ढीठ मान-मरदन-हित भारी 
करे संगर-हित सरंजाम-सह आजु तयारी 
जब लो रबि-कर करे कालि उदयाचल-चुम्बन 
तासु प्रथम सब चलो सुजस-लूटन जांधा-गन 


2५ 


ये अप की करों, सिथिल बानि अभिमान की।| 


हा -) 


हर! 


परे रुडन पे रुड ओ जितुंड बिनु मुंह कटे 
बाज र्य, कवच गआगमग्रेत दरसात; 
भूषननि-जटित भुज्ा हैं. रन-खेत-परीं, 


अंग-भंग सुघभट अनेकन लखात; 


१: 


चढ़ी भोहें ज्यों कमानों, परे मु वेसमार, 

जूर घायल अधर कहूँ दॉतन चबात; 
बहा सानित को थार, भरा हाठ-मंद-मास 

सनी रोद्र पे विभत्म का दे उज्त भा जात | 


+ हे का 
कं 4 
ष्ध् के भ्र्ल्प | 0०% कह+ पेच्छ 23688 | 
५१ (5 +* ४६. 2! ही 
१ भ्ठ पक न न 
अप हट] कं 


अचड ताप-माल मां कही सदान प्रम-घार 
दूसा दिसा अकास मेंसमेत्र सी सी अपार 
कढ़ी हुती रिसाप्नि सो विज्ञाकि ताव थार भाव 
न भूमि साचिवे पिंचार से घरया कम्मूक चाव 
ड गॉलन बरसाय पुट्ुँतमि पर आपद छायो ई 
उठ का दारुन रूप सत्रा जग को दर्सायो: 
तापन सा कांढ़े चलते ताज गाला जब भार 
चमक तब चंचला मना घन मे पन्रधारी: 
सोदामिनि-नस लाल लाल गांजा पुनि घाड़, 
देहि, समर-थल माहि अम्रित रिपु-गन करसाई: 
तन सा आग-अंग सुभट गज, बाजिन केरे, 
ट-कॉर्ट उड़-डोड़े व्योम परे सहि थे चहुँ फरें: 
अ्ड काल चाल प्रति सन के जुग भाग चारू बनाय 
लेख दूर गोली-मार जो अरि जक-हित लत्नचाय; 
बहु मोरचे रचि जंग-हेत उमंग धारि महान 
भट लगे बरबन बच्च से विऋ राल गाली बान: 


( ११३ ) 
जब दगें बर बन्दक गाजतव मेघ सी तिहिं ठोर 
तब निल्‍ऋसि पावक-ज्याज्न तिन सों चले अरि की ओर 
मनु धारि रूप कराल दारुव वीर-गन को 
रिपु ओर धावत तेज तिन को शुनत करिबे ल्लोप। 


अगयारि आयुव-माल सों कढ़ि घूम-घार महान, 
घनघार सी तहँ घृशि | छायथ सब असूमान; 

तेहि साहि पाबक्र-रण्ख भीए्स लसे थिर यहि भाँति, द 
मनु मेष सो थिर कीं लृदन चंचला की पति; 

जल-घार ठोर कराल गोली-वान-बणयं पीन 


7 


जुरि कश्त ४ ते सेघ अरि पे रीति घारि नवीन; 


मु सेबनाद-ससान रन में घूस की घरि ओट, 
बर बीर मूपति देलख के हित करें अरिये चाट। 


2 


चः ५ 


कर हि 
; रन में उनमत्त सूप-्गन तन को चाव न जाने 
३ म्प 
जनना-जनस-सूकर् थाहन-हंत सरिवाइ सल सान; 
धावत रिपु-दत्ष ओर बीर वह लहि गोली का चाट, 


है असम समर त्यागन के दुल्य सों सिर घुनि लोट । 
परि अचंक असि कहूँ कन्च पर बीरन केरे 
काटि कवच सह गात कर तन के जुग घेर 
करि पंवरे सबेग कहूँ अरिवार बचाइ, 
घायल सिंह-समाव बीर बाहँ असि धाई; 


पनि सोनित सीं लाल-लाल असि-रूप लखानो, 
क़रि सधु-पान कराल कालिका नाचति मानो 
जिमि-जिमसि सोनित पिय तसमकि रन में तरवारी 
तिम-तिम तिनकी प्रबल प्यास जागति जनु भारी 


( ११४ ) 


एक ओर तल्लीन देखि अरि-दल बलवाना, 
दूजी दिसि सों घाय तुरेंग-सेना सबिधाना; 
प्रबल बेग घरि करे अचानक शअरि पे वारा, 
. सावन-भारि सी बरसि कठिन अस्त्रन की धारा। 
संग्राम भूरि यहि भाँति प्रचंड माच्यो, 
मानो सरूप धरि के रन काल नाच्यो; 
पेख्यो अरीन रन में जब जोम धार, 
देखे मिले दल दुबवों सहसा हंकारे। 
धायो सबेग दल दन्तिन को कराला, 
पुरे दिगन्‍त रब घंटन को बिसाला; 
ते भीमकाय रज कजल-सेल मानो, 
धाये पयोद रन को अथवा प्रमाना। 
धारे सजोम कर साँकरि को घुमा, 
के सिंहननाद अरि पे उनमत्त थधावें; 
देखे जहाँ. प्रबल जूथप-जूथ ठाढ़े, 
पेठझें तहाँ करि प्रचंड प्रभाव बाढ़े। 
गज देखि आवत शत्रु को कहूँ पीलवान रिसाय, 
कद-मत्त कुजर चाव सों ले चले ओज़ बढ़ाय ; 
सहि सीस अंकुस कोप करि गज संड-पुच्छ उठाय, 
उनमत्त धावहि मनहु सेल सपच्छ दीरघु काय। 


मिश्र-बन्धुओं के ग्रन्थ 
काव्य--पतद्म-पुप्पांजलि---( लव-कुश-चरित्र, मारत-विनयादि ) | 


नाटक--नेत्रोन्मीलन, पूरभारत, उत्तरमारत, शिवाजी, ईशान, 
वमन. प्राचीन में नवीन ( रामचन्द्र नाटक ), पियकड़- 


पतन ( एकांकी ) | 


( ९१५ ) 


काव्य-शाख--साहित्य-पारिजात | 
उपन्यास--वीरमणि । 
आलोचना--हिंदी-नवरल्,, हिंदी-साहित्य का इतिहास, ( दोनों के 
संत्षिस-संस्करण ) मिश्रबंधु-विनोद (४ भाग ) | 
टीका ओर सम्पादित--भूषण-प्रन्थावली, देवसुधा, विहारी-सुधा, 
कवि-कुल-कंठाभरण, सूर-सुधा । 


'पिकप्ेट कफ ४०४५ कला पद खक कपअपममा: एड 


डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी 


त्रिपाठी जी का जन्म संवत्‌ १६४६ में मुजफ्फरनगर में पंडित: 
मुक्ताप्रसाद त्रिपाठी के घर में हुआ। आपके पूवजों की जन्म-भूमि कानपुर 
ज़िले के सैंबसू ग्राम में है । बाल्य- 
काल ही से आपने अपनी विलक्षण 


प्रतिभा का परिचय दिया था । 
आपने प्रतापगढ़ तथा सुल्तान- 


पुर के स्कूलों में पढ़ कर सेन्‍्ट्रल हिंदू 
कालेज से बी० ए.० पास किया | 
फिर गवनमेन्ट कालेज, लाहोर से ६ .. 
इतिहास का विपय लेकर आपने ४. 
एम० ए० की परीक्षा प्रथम श्रेणी 
में पास की ओर संवत्‌ १६७१ में 
लखनऊ के क्रिश्वियन कालेज में 
प्रोफेसर नियुक्त हुए; | वहाँ से प्रयाग 
विश्व-विद्यालय में संवत्‌ १६७३ वि० में इतिहास के अध्यापक होकर 
आ गये। 

सबत्‌ १६८१ में आप इंग्लैड चले गये ओर वहाँ से श६८रे में डी 
एस-सी. की प्रशस्त उपाधि प्रास की। आपकी गम्भीर गबेषणा ओर 





५ १६ -) 


पांडित्यपूण इतिहास-पटुता, के लाथ ही तक-पृष्ठ आलोचना ओर योग्यता 
पूण विषय-विवेचना की लंडन विश्व-विद्यालय के - प्रख्यात इतिहास तथा 
राजनीति के विशेषज्ञों ने खूब प्रशंसा की है | 
- त्रिपाठी जी न केवल इतिहास के ही आचार्य हैं बस्न द्िन्दी-साहित्य 
के भी पूण पंडित हैं| साथ ही संन्कृत, फासर्सी और उद के भी ञ्र्च्छे 
ज्ञाता हैं। आपका अध्ययन बहत बविशद, गूढ़ आर गम्भीर है। साग्तीय 
संस्कृति ओर सभ्यता का आपका पुष्कल ज्ञान है। 
ब्रजभाषा के श्राप परम प्रेमी हैं तथा आपका काव्य गम्भीर और 
उच्चकोटि का है। आपकी परदावली भाव-प्रभाव-पृ्ण श्र मंजुल य्दता 
मयी रहती है तथा काव्य-बिकास सबंधा संचत सरस ओर सुल्ललित है | 
आपने केवल मुक्कक काव्य ही लिखा है जो अमी अपकाशित है | 
आम 
एकहि सुदामा पाई झात्रु थी शरुदाभा गहे 
अब तो सुददासन दी भीरि भरे आई 5, 
भाग सो अमाग मी हमार के तिहारे साथ ! 
नाम के कमाइव को ग्सी शाह आइ १ : 
चाटुकारिता की चाह इस हो ने गंणों मं 
चाउर न लाई चाब डर घरि आई ४, 
चुके तो चुकेगी चारुताई, चतुराई सब. 
सूखे गी तिहारी जेती हरि हरि आई ४ | 


ही हर पु 


दिपाते दिगनत ला दिपाली दश्नावलि की. 
बिपति-यनालिन की दुरति दर्या करे 

विधिकृृत कारन को, बिबिध बिंकारन को 
जिबिधि प्रकारश को कनक करयो करें; 


हु 


च्च्ज 


( ११७ ) 


हलति हिये की होंस हेरि-फेरि कहाँ हरि 
हॉँसी की हिलोर सों पराभव हरयों करे 
जे 


दनुज-नंबदारब को, मलुज्ञ उबारबे का 
ब कै कि लक 
ने के बसुधवा में सुधा-घार हे फरयो करे। 


+ 


एक-बसना के ला'गे, बीर-बसना को त्थागि 

धीर तजि जानी चीर-छूप ही धरे रहो 
बाल-काल ही सों चीर चारिवे की चाह तुम्हें, 

देखि दीर-धारित को चात् सो ढुर रहो 
चकित जलासय मे अति बिऋसाय के 

जानन न आपसे 


।' 
| का जे ५.5 लक शी 
य्स र्घ [| 9 रू | हे १४] (७८ डा 


रु छू न ध तक ५ स्द्ा ह् निककिय  े 
घस मे हमारों, सब बसन नहर रहा। 


अब तो तिहारे संग खेलिबो न भावे रंग 

तुम को ने कास-घास, हों तो काम बारो हो ; 
तुम तो छबीले छल गेल-गेल मारे फिसे 

नास सी तुम्द न काम, हो तो नाम वारों हं 
तुम तो लावा लो लहरात, छुद्दरात रहो 

या ही सी अदाम सदा, हों तो दाम वारोहों ; 
काहे रंग बार कामरयी सो सुख वार रहो 

छा लिति थारे रहो, हो तो धाम वारों हो | 


है 


अककार, 


| 


कि-थकि सोचे एक पथिक विचारों, घिक 
जीवन हमारों मोंहि द्ग-अ्रम भारी है; 
लिखि-लिखि हारो रोय, रचि-पतचि हारो खोय, 
बकि-भखि हारो  नहिं मिल्ञति उजारी हो; 


( १८ ) 


कोऊ करे केतो पुरुषारथ अकारथ हो, 

जौलों रत-स्वारथ है, बिरत दुखारी है; 
ग्रेम हरियारी जित, लछेम की बयारी नित, 

नेम की उजारी चल्ल नचत मुरारी हे। 
खेलिबो तिहारों कर्म, खेलिबो हमारों घम 

तुम गतिधारे, हम हैँ गतिवारी 


"५ 
अग ना कहाबा तुम, अगना कहाव हमसे 


दे 
तुम पतिवारे, हम हूँ तो पतिवारी हैं 
रूप-रस-वारे तुम, रूपरसवारी हम; 
मोह-मद-बारे, हम मोह-मद-मारी है 
प्रम-मतबारे. तुम, प्रेम-मतबारी, हम, 


काम रति बारे, हम काम-रतिवारी हैं। 


केसी किन गारी चिनगारी हरि होरी माँहिं, 
नेकहू सिराति नाहिं. बाढ़ति निते-नितै ; 

जानत उपाय कोर, जानत न पाय खोर 
जाति पिचकारी हे हमारी ह रितिे-रिते ! 

आप हू तो भक्ति-रस-रंग-पिचक्रारी डारि 
. रक्त पिचकारी धारि धावत जिते-तिते 

हम तो तिहारी बनवारी रीति जाने नाहिं 
रहहिं प्रतीति के सहारे ही चिते-चिते। 


जोलों बंक भ्रकुटी, निसंक त्रिकुटी पे राज 
रु तोलों रेख-बिधि की खँचाये हू खँचेगी ना 
जोलों प्रेम-पूतरी ब्रिहारी ना तिहारी जुटी 

तोलों प्रान-पूतरी नचाये हू नचेगी ना; 


( ११६ ) 


जापे ब्रज-बरावरी भरैगी भाव आाँवरी तौ 
रावरीयों कामरी बचाये हू बचेगी ना। 
जोपे रास-रोन कहूँ राधा अबराधा वजी 
दूजी रास-मंडली रचाये हू रचेगी ना। 


बंचक ! तिहार॑ फर-फन्द छर-छन्दन को 
सोचिबे-सुनाइबे को मन है, न बानी है 
बादर सों रोइ-रोइ पाटि दीने सागर हैं, 
छीन-हीन-दीन तऊ मीनन में पानी हे 
कहाँ लों सुनावं हम, कहाँ लों सुनोंगे तुम 
यह अनुराग ओ बिराग की कहानी है 
मोह-छोह-खानी, अनुरक्त-रक्त-सानी, ज्ञान, 
मान बिलगानी वा दुरन्‍त की. निसानी है । 


एक चूक ही की हूक ही को टूऋ-टूक करे 

लूक सो लगे कछूक यों कि उबरेंगे ना 
द्रस तिहारे के सहारे जीय घधारे रहें 

घारे रहें धीर, पीर धारे ह धरेंगे ना 
तोह मुसकात, ना सकात उसकात पीर 

सोचत न बीर ये तो तीर लो तरंगे ना 
एक अभिलाष तो सँभार ना सँमारी जात 

लाख अमिलाब कहू क्‍्योंहँ सँभारंगे ना। 


जीवन को तार जो पे ऐसोई रहेगो तो पे, 

मेरी करतार तार एकह रहेगो ना; 
जेगि ही बढ़ावों हाथ, अबहूँ गहोंगे, न तो, 

फेरि का बढ़ाये, जब हाथ ही गहेगो ना 


( १२० 9) 


दूरि ही दुरे हो याहि कारन _कह्देमो कु, 
देखिबोई चाहे यह नेक हू कहेगो ना; 
८ ५ बिक कर ७ रे 
रावरी छुनाई-सघुराई को सहगा कोन, 
साँसनि-उसाँसनि को भार जो सहदेगों ना। 


केसो यह मान, कसी बान, अब आरव की , 

एक हू पुकार कान्‍ह कान करते न क्‍यों? 
जिनके बचाइबे को चाव चित लाथ बइई . 

नेन भरि आये अब हाथ घरत ता क्यों? 
दीमता-अधीनता सी तापित अरधाग्न के, 

ऑसन-उसाँसन मो नेकु डस्ते न क्‍यों! 
पार करिबे- की कृपा करन न पावों सदि , 

रीतो जात पोत दया सार भरते नकयों? 
ऐसी अधियारी कारी रेन छलवारी महाँ., 
माया लों घनेरी जहाँ छाया भ्रयकारिका; 


8 और पु ०, (५ 
खे घन-स्यामता में स्थामता तिहारी नाथ , 


मारग दिखाबे गहि ता नेन-नाशिका: 
मानव ओ दानव के मोन रहिये माँ कहा , 

वाहि' प्रेम-कारिका पढ़ाई सुक-सारिका ; 
उ्यीं-ज्यों भय-सागर भें चढ़ति तरंग व्यों-त्यों , 

बदति उमंग-संग तेरी अभिसारिका। 


नम की अनन्तताई बिधि की गँभीरताई , 
मन की चपलताई नेननि दुराइई है; 
(5 हु | ध्‌ क्र 
उमा की सुधाई ओ रमा की मधुराई मंजु , 
ः 
चारु चतुराई सारदा हू की सुहाई है; 


( १२५१ ) 
इन की दया सों बसुधा पे सुधा-धार बहे 
इन की दया सों मया-ग्रेम की दहाई हे 
इन हो पे लोककारी, लोकधारी, ल्ोकहारी , 
विधि-हरि-हर की सुप्तम्पति सुहाई 


7 


27% 


कोऊ कहे सालक हें, कोझ कहे घालक हैं 
कोझ कहे पालक हैं जन के, जहान 
जनम ते पायो इन्हें आजु लों न देखि, लेखि 
पायो ओर-छोर इनके न गुन-मान के ; 
केते माँध नाँधे ओ उलाँवे हु उपाय केते 
केते बॉध-बाँघे ज्ञान-ध्यान-अनुमान के 
तो हू सौंह तेरी कहों अजहूँ न बूक्ति पायो 


साधन है ग्रान के, कि धन निरबान के। 


पा 


मद से, 


एहो नेह-नागर तिहारे उर-अन्तर से 
ग्रीत जो सुधा का यों निरन्तर बच्मों करे 
तासों जड़ हू में जब जीवन की जोति जमे 
तब सो सनेह को उदधि उम्तरयों करे 
आस आओ निरास को अमिति सैन साज्जि-साजि 
,. इन्द करिबे को निरहन्द उलसझ्यो करे 
ज्न-दिन-डोरिन सों फाँसि मन-मन्दर की 


सागर सनेह को गुनागर मथ्यों करे। 


अजब अनोखे, चोखे नेन नेह-सागर के 
छोभम-हीन हैं पे सबे रतन लुटावे हैं 
साज तिहँ ल्लोक पे बिराज इन्ढु-क्लोक ही में 
वारिधि दुराबें तऊझ बारिज कहावे हैं 


( १२२ ) 


“आनि-कानि-पासन सों साँसे ओ सँभारे सबे , 

तो हू मन-सन्दर को सहठ मथावे हैं; 
झुरन को मत्त, असुरन को अमत्त करे , 

मोहिनी को मोहि सिव्र विप सीं रचावे हैं। 


'जाकी गुन-गरिमा मही में, ही में राजि रही , 

साजि रही जाके हित प्रकृति मुसारी है: 
जाके ज्ञान-जोग की चहंघा चरचा हे चारू , 

जोगिन में अरचा हे ऐसी छवि-न्यारी है ; 
'बाकों रूप देखिबे को, गुन अवरेखिबे को , 

हों हू गई जापे ब्रज-रानी बलिहारी है; 
प्रेम-मूठि मारी, जो लो हिय को सँभार करों , 

तो लो तकि नेननि अचीर-मूठि मारी है। 


'गेरत सुरंगी पट आवे बहुरंगी रबि, 

हेम - कर - कंज नख-छत के जगावे है 
'पूरपन के ऊषन प्रकास को परस पाइ, 

सारे लोक-लोकन में प्रान फिरि आये हे; 
-तपि-तपि ज्यों ही तपी साँसनि-उसाँसन सौं , 

सारी बसुधा में तृपा-तोम उपजावबे है; 
सूठो से अकास में बिकास करे जीवन को , 

मेह-बिन्दु-ब्याज नेह-बिन्दु बरसावे हे। 


ऊँची गिरि-चोटिन सों छूटि चली जा दिन सों , 

तादिन सों चंचल चलाचल लगी रहे; 
'सीस धुनि पाहन पे, क़ॉकरीली राहन पे , 

छाती छिली जाति कुंंज-कानन ठगी रहे; 


( १२३ ) 


२ रे के हे #7%.0 पावे धरे भरे 
व्याकुल हू धावे नित, नीची गति पांबे तापे 
नारन-पनारन की कीचि सों पगी रहे 
पावे छिन एक हू बिराम न अराम जोलों 
व्यांगि नाम-रूप हू न सिन्धु की सगी रहे । 
जादिन सों निरखी छबि रावरी, बावरी बीथिन मैं बिहरयो करे 
पीर लिये, हिय धीर किये, मुसक्याति, पे नैननि नीर भरयो करे 
प्रान को मोह न मोहन-हेतु जियावति जीय उसाँस भरयो करे 
नेह-बती लो सनेह सती लॉ, उजास करे तऊझ आपु जरयो करे । 
नेन बुकाइ-बुकाइ थके, अनुराग की आगि बरोई 
कोटि निरास-कुठार चले, तऊ प्रेम की बेलि फरोई करे 
नेननि नीर बचद्यो करें पे, उर-अन्तर नेह भरोई करे 
मौन रहें हिय हारि तऊ, रसना तब नाम ररोई करै। 
सोबत ऑ सपने की कहा, जब्र जागत ही मति ज्ञाति हिरानी 
कासो कहें अरु केसे कहें, यह आपनी बात, न बात बिरानी 
बूड़ी रहे नित नीरधि में, बड़वागि बियोग की पे न सिरानी 
लावे न साँस-उसाँस हू पे, सन की लहरें लहरें न थिरानी | 
'ऊधों कहा तुम सीं कहनो तुम तो इन बातन को नहीं जानों 
आपु ही आपनी बात कहो, तुम आप न आपने को पहिचानों 
प्रमिन के मन में, तन में, कब आपनपों कों न एक थिरानों 
नारिन की गति की, मति की, न अनारिन के मत में रहि' मानों 
रावरों रूप का सिन्धु अपार, सो नेन की नात्र सों पार तरें क्‍यों ? 
कोसल है बरुनी पतवार, सनेह को भार सँभार करें क्‍यों? 
तापे अनेक है छेद छये, तो निरास कौ नीर न तामें भरें क्‍यों ? 
बूड़ि है पे यह जानत है, तऊ आइ परे अब केसे टरें क्‍यों? 
“--मुक्कक-मंजूषा से 
डाक्टर त्रिपाठी के ग्रन्थ 
काठ्य-अन्थ--मुक्कक मंजूषा ( अप्रकाशित ) 
आ० त्र० का८--१० 


श्री दुलारेलाल भागव 


श्री दुलारेलाल जी का जन्म मात्र शुक्ल ५ संवत्‌ १६९५२ म॑ लख- 
नऊ में हुआ | आपकी शिक्षा उदू से प्रारम्भ हुई; परन्तु आपने अपनी 
माताजी के प्रभाव से हिन्दी सीवी | इन्टरमीडियेट पास करने के बाद 
आपने नवलकिशोर प्रेस में काम ० व आह 
करना शुरू कर दिया। आप न 
केवल सरस्वती के काव्यागार का 
ही सुशोमित करते हैं, वरन्‌ कदना 
चाहिए, आपके द्वार, उसके जरा 
जीणु-ब्रज-काव्य-कलेवर में एक 
सुन्दर दोहावली को रचना से नव्र- 
जीवन के संचार का भी प्रयत्न किया 
गया है। इस ग्रन्थ पर आपको 
दिव-पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है | 

दुलारेलालजी ने मात 
ओर सुधा नाम की दो प्रख्यात पञ्िकाओं को जन्म देकर निखारा और 
बिसारा है। विशेषांकों के निकालने की परियाटी को प्रचलित करने का 
श्रेय सम्भवतः आपको ही दिया ज्ञा सकता है। 

त्रजमाषा आर ब्रजभाषा काव्य के आप अनन्य प्रेमी, नेमी तथा 
हितेषी हैं। आप में काव्य-कला कौशल की मर्मशता सराहनीय है १ 


निवेदन 
श्री राधा बाघा-हरनि, नेह अगाधा साथ 
निहचल नेन-निकुज में, नचों निरन्तर नाथ ! 
गुज-हार गर, गुज कर, बंसी कर हरि लेहु ; 
उर-निकुज गुजाय, धर-रोर-पुज हरि लेहु। 





( १२४५ ) 


अनु-अनु आपु प्रकास करि, क्लरत आँधेरें बास; 

उर-निकुंज तम-पुंज मम, रमिये रमा - निवास | 

नीरस हिय तम-कूप मम, दोष तिमिर बिनसाय ; 

रस-प्रकास भारति भरों, प्यासों मन छकि जाय । 
सो०--मम॒ तन तब रज-राज, तव तन मम रज-रज रमत : 

करि बिधि-हरि हर-काज, सतत सजहु, पालहु, हरहु | 


दोहावली सार 


सो०-गुरु-जन-लाज-लगाम, सखि, सिख-साँटो हू निदरि , 
पेखत प्रिय-मुख-ठाम, टरत न टारे हृग-तुरग | 
तेह-मेह मुख-नभ छयो, चढ़यों भोंह-सुर-चाप ; 
आँसू बूद गिरे, दुस्थो, हास-हंस चुपन्नाप। 

द्मकति द्रपन-दरप दरि, दीप-सिखा-दुति देह; 
वह दृढ़, इक दिसि दिपत, यह, मृदु-द्स दिसनि सनेह। 
हिमसय परबत पर परति, दिनकर-प्रभा . प्रभात ; 
प्रकृति-परी के उर परयो, हेम-हार  लहरात। 
ऊँच-जनम जन जे हर, नित-नमि-नमि पर-पीर ; 
गिरि-वर ते ढरि-ढरि धरनि, सींचर ज्यों नद-नीर।. 
सन्‍तत सहज सुभाव सों, सुजन सबे सनमानि, 
सुधा-सरस सींचत ख्वन, सनी सनेह सुबानि। 
भाव-भाप भरि, कलपना, कर सन-उदधि पसारि ; 
कबि-रबि मुख-घन तें, जगहिं, गव रस देय संवारि। 
इड़ा-गंग,.. पिंगला-जमुन॒ सुखमन-सरसुति-संग ,, 
मिलत उठति बहु अरथमय, अनुपस सबद-तरंग । 
बषय-बात मन-पोत को, अंत्र-नद्‌ देति बहाई ; 
पकरू नाम-पतवार हृढ़, तो लगिहे तट आइ॥ 


( १२६ ) 


सचत बिरह-रबि उर-उंदधि, उठत खघन दुख- मेह;, 
जयन-गगन उमड़त. घुमड़ि, बरसत सलिल अछेठउ । 
नेह नीर भरिंभरि नयन, उर पर ढरि-ढरि जात; 
'द्ूटि-दृटि तारक गगन, गिरि पर गिरि-गिरि जात । 
लखि अनेक सन्दर समन, मत ने नेक पतिया३ 
अमल कमल ही पे मधुप, फिरि-फिरि फिरि मँड़रा 

जग-नद में तेरी परी, देह-नाव मेमघार 
मन-मलाह ज्ञो बस करे, निहचे उतरे पार। 
साया-नींद. भुलाइकें, जीवन-सपन-सिहा ३, 
आतम-बोध बिहाइ, तें, में-ते ही बरराइ। 
सन-उपबन सहिहे कहा, . बिछु रन-मिंकमा-बात 
उड़यों 'जात उर-तरू जबे, चलिबे ही की बात । 
उर-धरकनि-धुनि मॉहि सुनि, पिय-पग-प्रतिधुनि कान; 
नस-नस तें नेननि उमहि, आये उतसुक्र प्रान। 
हिय. उलही पिय-आगमन, त्रिलखी दुलही देखि; 
सुख-नभ-दुख-घर-बीच छन, मन-त्रिसंकु-गति- लेखि । 
'होत निरगुनी हू गुनी, बसे गशुनी के पास; 
करत लुएँ खस-सलिलमय, सीतल, सुखद, सुत्रास | 
गई रात, साथी चल्ले, भई दीप-दुति मन्द; 
जोबन-मदिरा पी चुक्यों, अजहूँ चेत मतिमन्द 
उत उगलत ज्वालामुखी, जब दुरबचननि-आग, 
उठत हिये' भू-कम्प इत, ढहत सुदृढ़ गद-राग । 
बस न हमारों बस करहु, बस न लेहु प्रिय लाज 
बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु तजराज। 


'पट, मुरली, माला, मुकट, घरि कटि, कर, उर, भाल; 
मन्दू-मन्द॒ हँसि बसि हिये, नन्‍्द-दुलारे-लाल । 


( १२७ ) 


हों सखि सीसी आतसी, कहति साँच-ही-साँच 
बिरह-आँच खाई इती, तऊझ न आई आँच ! 


बिन विवेक यों मन भयो, ज्यों बिन लंगर पोत ; 
अ्रमत फिरत भव-सिन्धु में, छिन न कहूँ थिर होत + 
होयें सयान अयान हू, जुरि गुनवान समीप ;, 
जगमग एक प्रदीप सों, जगत अनेक प्रदीप। 
द्रसनीय सुनि द्ेस वह, जँँह दुति-ही-ढुति होइ , 
हों बोरों हेरन गयों, बेख्यों निज दुति खोइ। 
एक जोति जग जगमगे, जीव-जीव के जीय 
बिजुरी-बिजुरी घर निकसि, ज्यों जारति पुर-दीय। 
स्याम-सुरेंग-रँग-करन-कर,  रग-रग रगत उदोत 
जगमग जग-मग जगमगत, डग डगमग नहिं होत। 
पेरत-पेरत हों थकयों, भव-सागर के बीच 
कबे पाइहों देस वह, जहाँ न जनम, न मीच | 


बार बित्यों लखि, बार क्रुकि, बार बिरह के बार ;, 
बार-बार सोचति-किते, कीन्हों बार लबार ! 
गंज-निकेतन-गुंज तें, मंजुल वंजुल-कुज , 
बिहर कुज-बिहारि तह, प्रिय प्रवीन रखस-पुंज ; 
सतसंगति लघु-बंस हू, हरि अवगुन, गुन देति; 
केहि न कान्ह-अधरन-घरी, बंसी बस करि लेति? 
तू हेरत इत-उत फिरत, वह घट रघ्ाोंँ समाय 

आपों खोबे आपनों, मिले आप ही आय। 
चंचल अंचल छुलछलति, जिमि मुख-छबि अवदात ; 
सित घन छनि-छनि मलसलति, तिमि दिन-मनि-दुति प्रात । 
राधा-बर अधरनि धरी, बॉँसुरया बाराइ , 
प्रति पल पियत पियूष, पे, बिषस विषहिं बरसाइई। 


( श्श्थ ) 
जे।बन-मक़तब तो अजब, करतब करत लखाय ; 
पढ़े प्रेम - पोथी सुमति, पे मति मारी जाय। 
बसि ऊँचे कुल्न यों सुमन, मन इतरैए नाहिं ; 
यह विकास, दिन हक को, मिलिहे माटी माहि | 
कंचन होत खरों - खरो, लें आँच को संग ; 
सुजनन पे त्यों साँच ते, चढ़त चोगुनों रक्ष | 
'चहूँ पास हेरत कहा, करि-करि जाय-प्रयास ? 
जिय जाके साँची लगन, पिय वाके ही पास ! 
नन्‍द-नन्द सुख-कन्द को, मन्द हँसत मुख-चन्द ; 
नसत दन्द-छल-छुन्द-तम, जगत जगत आनन्द । 


( दुलारे दोद्यवली से ) 


श्री दुल्ारेलाल भागंव के ग्रन्थ 


काव्य-ग्रन्थ--दुलारे दोहावली । 


डाक्टर रामशुंकर शुक्ल रसाल' 


'रसाल' जी का जन्म चेत्र कृष्ण २ बुधवार, संवत्‌ १६४४ में मऊ, 
ज़िला बाँदा में हुआ । आपके पिता पंडित कुजनिहारीलाल जी बाँदे में 
हेडमास्टर थे | 

'रसाल' जी ने संबत्‌ श्ध्यर 
में प्रयाग-विश्व-विद्यालय से बी० 
ए० और श्ध्द४ में एम० ए० 
पास किया | उसी वर्ष आप कान्य- 
कुब्ज कालेज, लखनऊ में तक- 
शास्त्र ओर हिन्दी के प्रोफेतर नियुक्त 
हो गये; किन्तु वहाँ से फिर प्रयाग- 
विश्वविद्यालय में अन्वेपण-कार्य 
के लिए झा गये | अब आप इसी ._: 





20 प ६ 
0 डे यू लि (०८ री] ब्ि भ् स्ज है, दू ्, ४ कर हि. हे पु ८४४ ५! हा 
विश्वविद्यालय के हिन्दी-विमाग म॑ २ कर: 
कु ल्‍+ हे ५० 6 ५ 
न ५५, हि हु डे 
अध्यापक हैं । आप 


ग्रापने काव्य-शास्त्र के विषय 
में एक गम्भीर गवेषणा-पूर्ण मौलिक तथा विवेचनात्मक भ्रन्थ लिखा, 
किसके लिए. आपको विश्व-विद्यालय की ओर से संवत्‌ १६६४ में डा० 
आ्ॉँव लिट्रेचर की उपाधि से सन्मानित किया गया। आप ही इस 
विश्व-विद्यालय के सब प्रथम हिन्दी के आचार्य ( डाक्टर ) हैं | 

'एसाल' जी ब्रज भाषा-साहित्य के ममज्ञ विशेषज्ञ और साथ ही 
कुशल कवि मी हैं। आपका काव्य कलाकोशल युक्त, गूढ़ तथा गम्भीर 
रहता है! वाक्य-बिन्यास भाव-प्रमावपूंण संयत ओर वैचित्रयमय होता 
है। आपके शब्द-संगुफन में वर्ण॑मैत्री ओर शब्द-मैत्री का अच्छा रूप 


( १३० ) 


आता है। आपकी रचनाओं में वाग्वैचित्य के साथ चमत्कार की प्रधा- 
नता भलकती है | 
'साल' जी सुयोग्य लेखक तथा मननशील आलोचक भी हैं। 


“सुखदेव बिहारी मिश्र 
उद्धव-गांपी-संवाद 


ऊधो जू कहीं तो केसो जोग के कुजोग भयो, 

रोग भयौ, केसे मय ऐसे आप जातें हैं ? 
अलख लखात, ना लखात लख क्यों हूँ तुम्हें 

हो तो गुनवारे तऊ बेगुन की बारे हैं; 
दीखे आतमाकुन्ल प्रकास आतमाकुल हूँ, 

जगत के द्योस, सो 'रसाल' तुम्हें रातें हें ; 
बाते हैं तिहारी ये अनोखी भंग-रंग बारी, 

रंग-भंग वारी के तिहारी घनी घातें हैं। 


मग न दिखात सूधों, मगन दिखात ऊथधों 
मगन दिखात कीन्हें आपु ही में आपु को ; 

कप बे गे रे भ के 

मानों औ प्रमानो ओर, जानों-अनुमानों और, 
ओरई बखानों न ठिकानों कछू आप को : 

बे झक दे व के 

ब्रह्म सबे जो पे, तो 'रसाल” भेद-भाव केसो, 
केतें हमें गोपी लखों ऊषों आपु आपु को ?' 

बोधों आपु स्याम को, प्रबोधों किधों गोपिन को, 
प्रबोध रे हें 8 ओर को + 
ब्रद्च को प्रबोधों के प्रबोधो आप आपु को ! 


( १३९ ) 


कीजे तो अजातरूप-बाद बाद जो पे इहाँ 

जातरूप-प्रम को परेखिबों बिचारो हे: 
विषम बियोगानल-आच में तपाइ हम, 

याको तो सुनारी-रीति-नीति सौं निखारौ है , 
सारि मुख-बात जारि ब्रह्म-जोति हूँ 'रसाल' 

तामे ताइ-ताइ ब्रथा देखिबों तिहारों हे 
देखी .ऋष्ण-कठिन कसोंटी लाइ ऊधो! कसि 

खोटों खरी प्रेम हेम जो है जो हमारों हे। 


ऊधव '! बिचारे हमें आप कहा कामिनि ही, 

हम जग-जामिनि की ज्याति ओप-ओपी हैं ; 
लख लख लीजिये हमारी प्रतिभा में आप 

अलख लखावें कहा आतमा में लोपी हैं 
माने हैं महातमा महातसा तमा के आप 

आपनो महातम रहे क्‍यों इत थोपी हैं 
हें है आप जोई सोई आप अपने को रहें, 

गोपी रहेँ गोपी, अपने कों जब गोपी हैं ॥ 


स्थाम पहिले तो मोहि नीके मोहिनी के बल, 

देह ले हमारी नीके नेह सों सिभाई हे; 
उर लव लाइ त्यों जगाइ अनुराग-आग, 

आप दुरि दूर बड़ी बातनि बढ़ाई है; 
सोई आग क्‍यों हैं नेन-नीर सों न सीरी परे 

त यों बिचारि घात यों 'रसाल” लाई हे। 
नेह-भरी पाती दे सँदेस-बात-बाती साथ, 

ऊधों ! ब्रह्म-ज्योति हाथ रावर पढठाई हैं 


( १३२ ) 


करत कलोल लोल “जीवन-तरंगिनी की 
उमँगी उमंगनि तरंगनि की मात्र में 

दे-दे चाव-चारों यो बिमांहयों के न चारों चल्यो 
वहुत बिचारों तझ ऐबो परयो चाल्न मैं; 

बधि बेधि वंसी से 'रसाल' जिन्हें बंसीधर 
विज गन खाँच गये गार नेह - तात्न में 

ऊधों | दखी-दीनन को उन मन मीनन का 
आये फाँसिबे को तुम बेगुन के जाल में । 


श्री हरि-सुद्सन को सेइ-सेइ ऊधो ! हमें 

बान यों परी कि बिना ताके दुख माने ६ : 
मोहन - बसीकर - प्रयोग चलि पावे बस 

मारन - उचाटन की भीति हू न आने हैं : 
दूजे अश्अ-सस्क्‍नन की चरचा चलाव कहा 

भव के त्रिसूल हू को फूल करि जाने हे 
हम ब्रज बासिनी उदासिनी हैं ऐसे तब 

हम पे बृथा ही ब्रह्म-असख्र आप ताने हैं । 


््ज्न्हि के 


दीखे जो सदाई दुखदाई हरि-द्रोहिन को, 

प्रभु-पद मोहिन को सुखद सहारों हे :- 
सन्‍्तत ही श्रीहरि-सुद्सन हमारों ऐसो-- 

रहत सबेई ओर छायो छकि-वारों हे; 
पुनि सुख-कन्द ब्रज-चन्द को पियूप पा 

अमर 'रसाल”ः भयो जीवन हमारों हे ; 
तब तुम बार-बार हम पे चलावत जो 

ऊधों | ब्रह्म-अस्न ब्रृथा हम पे तिहारो हे। 


( १३३ ) 


उचित नहीं हे मान हार तुम|सों जो लेहिं, 
आप कि हज 
_अबुचित हे जो जयमाल पहिरावे 
याही ते बिबाद-बकबाद करि बाद सबे, 
रमत 'रसाल” जामें तामें जी रमावे 
[# श 0. अं. अ शो & चर दा 
कहि-सुनि लीना, कहिबो ओ सुनिबा जो हुतो, 
कि कि 675 ८5 के 
सूधों अब ऊधों ! यह कहि रहि जावे 
आवे" तो इहाँवे भले आवे' कूबरीये ले के, 


हु 


जो पे बिना कूबरी न क्‍्योंह चलि पावे हैं। 


॥ 22. 


/५४ 


है 


रहत सदाई मुख-चन्द की जुन्हाई जुरी-- 

रंचक जहान को जहाँ न तम कारों है; 
चलत चहूँचवा बात सरस सहाई जहाँ, 

देखिये तहाँईर हरियारी-सुख प्यारों हे; 
सिंचित सनेह की सुधा सों बसुधा हे इहॉ, 

ऊघव ! कहूँ न रंच रज को पसारों हे; 
केसे रावरों तो दुखबारों गहे ज्ञान-पन्थ, 

ऐसो सुखवारो प्रेम-पनन्‍्थ जो हमारो है। 


सूमत सुकाए ना बुझाण सन बूमत हे; 
ऊधव ! अरूमत है मोहन के मेले में ; 
बरुधि बिसरानी त्यों सिरानी सुधि ताकी सारी, 
रंचडउ घिरानी ना प्रपंच के दुहेल्ले में; 
ढरि अभिमान गयों, सारो टरि सान गयो, 
गौरब-गुमान गयो; गरि. रजर-रेले में; 
सुचित नहीं है लखे उचित कहा थों चित, 
दुचित भयो है चिदाचित के भमेले में। 


( १३४ ) 


मोहन-बिथा की कथा आपहू सुनावे' ऊधों ! 
मोहन-बिथा की कथा हमहेँ सनावें हैं 

हम त्रज-चन्द जिना हैं परी महा तम में 
आपने महातम में आप अकुलावं हें; 

हम-तुम दोझ एक, देखों दुक टारि टेक 
तर जौं नेक सा बिबेक के बतावें हैं 

हम गुनगार्वे निगुनी हं सुगुनी के नीके, 
आप गुनी हो के निगुनी के गुन गावे है। 


जीवन असार को पसार अनुमानि-सानि, 

मन मृग-बारि लो विचार का बिकार है; 
लेके ब्रह्म-ज्ञान को महान जलयान ज्ञा्मे, 

पन्‍थ के निब्राह को बिबेक पतवार हे; 
बेगुन को पाल ले बिसाल तानि तामें तुम, 
क्‍ बड़ी-बड़ी बातनि को कीन्‍्हो बिसतार हे ; 
यह भव-सिन्धु है नजाकों पेरि पायो पार, 

ऊधों! यह ग्रेम को अपार पारावार है। 


अन्तर नव्यापे कछू ऐसिये निरन्तर ही, 

लगन रहे है एक, प्रीवि-जोगवारे हैं; 
देखिये 'रसाल” हाल है बिचित्र प्रेमिन को 

बार हे, न तिथि है, ए अतिथि बिचारे हैं 
ग्रह की कहा हे ओ उपग्रह कहा है जब 

निम्रह निखारे निज बिग्रह बिसारे हैं 
चन्द सों दुचन्द है अमन्द मुख-चन्द एक 

प्रेमिन के नभ में नक्षत्र हैं न तारे हैं। 


( १३५ ) 


एक लव लाये त्यों जगाये बस, ज्योति एक, 

एके आन तेजो-रूप ओर लहते नहीं ; 
राखे जो सनेह-नेह करत जउजेरों ताको, 

रीतो नेह-पात्र ले कदापि रहते नहीं; 
जगत-महा तम को टारि सुमहातम सों, 

दोष हू महातमा तमा को गहते नहीं ; 
दीपति हे दीपति हमारी ही 'रसाल” हम, 

प्रेम के प्रदीप बात तीखी सहते नहीं। 


बीति गये दिन प्रेम के वे, सजनी अब वे रजनी हू सिरानी, 
ओर कथा भई ऊघव जू! अब हे गई औ रै 'स्साल” कहानी; 
नेह जरयो बिरहानल में, परतीति रही अपनी न बिरानी, 
बात रही न रहोँ रस हूँ, तझ मानस की लहर न थिरानी | 


जात समे उन्हे दीन्हें हुते, मन प्रम-पगे करि पाहन छाती 
लेहें लिवाइ उन्हें ये 'रसाल”, बियोग-बिथा की कथा कहि ताती; 
जात ही जात उहाँ उन दीन्हें, उन्हें कुबजा-कर में करि थाती, 
आनि आँदेसो इहे, दे सँदेसों, पठेबों परे अब ऊधव ! पाती। 


यह' अवसर श्याम कथा को मिलो, सो गयो रसना की रलारली में 
कहिबे-सनिबे की रही सो रही, इन बातन ही की बलाबलोी में 
मन-मीन सलीन मरे से परे, यहि. ज्ञान की कोरी दलादलोी में 
मन-भावती हू कहि जाते कछू , अब ऊधव ! ऐसी चलाचली मे। 


( १३६ ) 
डाक्टर रसाल' के ग्रन्थ 
१..इतिहास--१--हिन्दी साहित्य का इतिहास । 
२--साहित्य प्रकाश । 


३--साहित्य परिचय | 


२--काव्य-शाख्च- १---अश्रल्लकार पीयूप, २ भाग । 
२--नास्यनिर्ण थ । 


३--अलंकार-कोमुदी | 


३--आलोचना-- !--थ्रालोचनादश । 
२>-गद्य-काव्यालोक । 

४--कोष--माषा-शब्द-कोप । 

(--निबन्ध--रचना-विकास । 


६--काव्य--रसाल-मंजरी । 


7 न 
् हर डे 
हि की ३ फ का 5 ५ 
ही श | जे रा 
(0 पर मिल है 
हा 
| हाँ ४७७७७७७७४ 
रक 
| री हि ४ । 
५ | ५ है 
कि 
हे का के । ५३ न ५ 
॥ ७. 20.३ * 
| | 3, $ कि 
रु 


श्री हरदयालुर्सिह 


आपका जन्म वैशाख संवत्‌ १६५० में महमदात्राद (जिला सीतापुर) 
में श्री मातादीन साह के घर में हुआ । आपने संबत्‌ १६७० में क्राइस्ट- 
चर्च कालेज कानपुर से इन्टर क्लास तक परढ़ कर छोड़ दिया। आपने 
संस्कृत साहित्य का भी अच्छा 
अध्ययन किया | सम्बत्‌ १६७३ से 
आप कानपुर में काम करते रहे ओर 
कई स्कूलों में अध्यापक भी रहे । 
ख्राप व्रजमाष्रा में सुन्दर रचना 
करते हैं ओर आपका दित्य-बंश' 
नामक काव्य देव पुरस्कार से 
सम्मानित हुआ हे | 


श्री दरदयालुर्सिह को भाषा 
सरल, प्रवाहपूर्ण ओर चलती हुई 
है । आपकी रचना में स्वाभाविकता े 
तथा सबलता रहती है। वणन-शेली रुचिस्रोचक हे। काव्य-विन्यास 
सुसंगठित और संयत तथा शब्द-संगठन मी मावपूण तथा सरस है । 

आपने संस्कृत के नाय्कों तथा कई कातञ्यों के हिन्दी अनुवाद किये 
हैं जिनमें से कुछ प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ अप्रकाशित हैं | 


१--समुद्र-मन्थन 


निरखि देतन को बिभव मन माहिं. अति अनखाय के , 
मिलि अखिल देव-समूहं इक घड्यंत्र रच्यों वनाय के ; 
सब गये बलि नूप की सभा सहँ बैर भाव झुलाय के ,, 
अरु, करन लागे मुदित मन प्रस्ताव प्रीति दृढ़ाय के । 





६ शहंह.) 


ससि कह्माँ (हम सब एक, ही कुलमान्य की सन्‍्तान हें 
पै तुच्छ बातनि में परस्पर बेर करत महान हैं; 
यहि बिकट बन्धु बिरोध को नहिं कछु सुखद परिनाम हे 
अब यहे दीसत सुर-असुर कुल के बिधाता बाम हे | 


अबलों भयो सो भयो वाकों सोच जनु कछ कीजिये 
बेरानुबन्ध मुलाइ के सहयोग को ब्रत लीजिए 
जग बिजय को सम भाग आपुस माहिं समुद बटाइटें 
मत-भेद हहे जो कहें तेहि सान्‍त ह्व निपटाइहे |! 


इमि भाषि ससि भो मोन, सुरगुरु समुद बलि दिसि देखि के 
'कह, 'सन्धि कीजे कलह तजि, गति समय की अवरेखिके: 
हे संगठन सहयोग में ही, सक्ति यह गुनि लीजिए, 
स्वीकार थाते सक्रको प्रस्ताव झूपति कीजिए |? 


इति सुनत सुर गुरु के बचन, कछु सुक्र म्रदु मुसकाय के, 
अस कहन लागे बैन देत्य, नरेस को समुझाय के 
नूप सुनिय सत उपदेश, इनकों और फरि विचारिए 
फल अफल याकों साचि, पीछे कायक्रम निरधारिए। 


सुनि सुक्र के बर बेन बलि नृप तिनाहिं सीस नवाइके 
अरू कहन लाग्यो बचन निज गुरुवरहिं इमि समुमाइके । 
“अमभिल्लाप करि आये इते, इनको निरास न कीजिए, 
प्रस्ताव के अरधांस को स्वीकार ही करि लीजिए ! 


इमि बैन सनि वलिराज के जलराज गुरू रुख पाय के 
यों कहन लागे देत्यनूप सों बचन मृदु मुसकाय के 
'हे रहत कमला सिन्धु में अरु रह्न-रासि सबे यहीं 
पे मथि अगाध समुद्र को कोउ तेहि निकारे हे नहीं ।! 


( १३6 ) 


'थाते हमारी सानि अब नृथ प्लिन्धु को सथि डारिए 
'गहि बाँह तेहि पितु-गेह स्रों सह रह्लरासि निकारिए; 
धपुनि लाभ को समभाग हम सब बाँटिहें सख पाय के 
अरु मेलके रहि हैं सदा कुल्-कलह को बिसराय के ।” 


सनि बरुन को प्रस्ताव कछुक बिचारि, मन्त्र दृढ़ाय के 
स्वीकार कीन्द्यों ताहि बलि हिय अमित मोद बढ़ाय के 
जलनाथ ससि अरु अपर सरगन हष अति पावत भये 
अरू नाय बलि पद भाल सब मन मुदित सरपुर को गये । 


'उत गुरुहिं देत्य-नरेस आपु मनाय आयस पाय के, 
निज सेन लेके सिन्ध के तट रच्यों सिविर बनाइ के 
इति सुरप ले दिकपालगन अरू नागराज , बुलाइके 
तेहि सजग कीन्द्यों निज कुटिल प्रस्ताव को समुमायके । 


सुर असुरगन मिलि तबहिं सन्‍्थर अचल लावन को गये 
पच्ि मरे पे नहिं अचल डोल्यो देत्य-चल कु'ठित भये 
लखि तबहिं सबहिं निरास श्रीहरि बाम-बाहु लगायके 
गहि ताहि बिनहिं प्रयास डारयों सिन्धु के मधि लायके | 


वह अनाधार अगाधघ अम्बुधि में लग्यो बूड़न जबे 
धरि प्रबन्ल कच्छुप रूप हरि निज पीठ पे राख्यां तब्रे 
पुनि करि चतुर्मज बपुष वापे आपु बेठे जायके 
यहि भाँति दीन्‍्द्ों सून्य नम में रुचिर खम्भ बनायके। 


अमिलाप हरि को देखि तब हरि बासुकीह बुलायके 

कह “रज्जु तुम बनि जाहु संब मिल्ति सथें सागर आयके;” 

सिर धारि सुरप अदेस मन्दर माँहि सो लिपटत भयो 

अमरेस सुरयुत आय वाकों प्रथम ही आनन गद्मों 
आठ त्र० का०--११९ 


( १४० ) 


यहि चाल को समझे बिन्ना सब देत्य अमित रिसायके.. 
अहि सीस गहिबे कार्ज तिनसों लगे रगरन आयके 
“ही विमल-वंस-विभूति निज कुल गोरवहि' ख्वे 

यहि नाग को अधमांग काह भाँति ह छवेहें नहीं।”? 


लखि सफल अपनी चाल तिनकी बुद्धि प॑ मुसकायके 
सर त्यागि बामकि-सिर लगे सब पुरुछ की दिसि जायके 
हरि प्रथम बल् करि खचि निज दिसि बहरि बलि खचत भये 
इमि पाँच बार फिराय सन्दर दाउ निज् सिविसरन गये 


सर असर दोड मिलि मथन लागे अमित राप बढ़ायके 
सनि करन जुर कारन रवहिं जलजन्तु चले परायके 
लहि विकट भूधर की चपटनि भगत ससि घवरायके 


05 3/7५ * #% 


उछरत तामागल नक्र काह आमत चाटांन खायक | 


उठि बिंपुल तु ग तरंग नापन गगन कहे मानों चली 
के परसि हरि पदकंज को यह करत मद बिनती भी 
हे सम्पदा हु आपदा याकां कठिन रच्छुन महां 


परि खलन के पाले कहों अब याहि ले जायें कहाँ 


इत समिरि सरप अदेस बासक्ति अमित रोप बढ़ायके 
विष-ज्वाल लाग्यों तजन देतन दिसि हिये अनखायके 
जाते अनेकन देत्यगन जरि छार तेहिं ठोराहिं भय, 
अरु सके जे विप भेलि ते कार कलूटे हो गये। 


उत बाड़वागि प्रकोपषि ताबन तिनहिं तापन सों लगी 

म-हरन सीतल बात इत हिम-किरनि निकरनिसों जगी 
उत तपत अहिस-मरी च-माली ज्वाल जनु बरसायके 
इत करत छाया जात घनगन सुमन जूह गिरायके | 


( ९४१ ) 


सहि अमित कष्टन देव्यगन नहिं बासुकी आनन तज्यो, 
अरू धीरता का देखि तिनकी हीय निज सुरगन लज्यो; 
रहि सिविरि में, पढ़ि मन्त्र आहुति अग्नि में डारत रहे 
यहि भाँति तिनकी बिघन बाधा सुक्र सब टारत रहे। 


उत बिपुल भूघर की चपेटनि भ्यों इत कोतुक नयो 
बहु तप्त तेल समान सागर को सल्षिल सब हे गयो 
मरि गये बहु जल्न-जन्तु जिनके सब बहन पय पे लगे 
पुनि जरन लागे ज्वाल जनु अम्बाधि के ऊपर जगे। 


सुर देत्य मुरछित परे मनन्‍्दर खस्भ लो ठाढयों रद्यो 
लखि विषम हालाहलहि तब हरि बिहँसि इमि हर सो कह्यो 
“यह आपुको हे भाग याते याहि प्रथम, 'पचाइए 
सब जर ज्वालांन जात इनकों बेगे नाथ |! बचाइए |”? 


सुनि वचन हरि के सम्भु हालाहलहि निज कर में लियो 

अरु सुमिरि प्रभु पदकंज, वाकों पान हषित हिय कियो; 
“जे जैति-जैति कृपालु संकर !” असुर देवनि मिलि कह्मौ, 
पुनि सपदि सागर मथन हित तिन आय वासकि को गदह्यों । 


पुनि कछु चपेटनि खाय ससि घबराय हीय डरायके 
निज प्रान रच्छुन काज जलपे आपु बेछ्यों आयके 
लखि कह्यों स'कर, 'याहि हम निज सीस हरखि बसायहें 
यहि भाँति सों विष ज्वाल मालनि चेन तो ऋछु पाय हैं ।” 


पुनि कल्पतरु, गज, बाजिं, रम्भा, धनु, धनु, ताते कढ़े 
सुरनाथ तिनकहँ लेन हित आनन्द सों आगे बढ़े 
हरि लियो कोस्तुभ, सख; बारझुनि कढन सागर सौं लगी, 
तब ताहि लेबे काज कछु अभिलाष देतनि उर जगी | 


( १४२ ) 
पे बरजिं तिन कहाँ कहत' बलि, “हम लेइहें याकों नहीं, 
पर तियनि पे कह देत्य-वंस-नरेस दीठि त्त्‌ डारहीं;? 
ले बारुनी वर कलस देवनि ओर बेठी जायके, 
अति रूप रासि निहारि ताका रहे सुर मुसकायके | 


तब कढ़ी कमला जास के वर रूप को अवरेखिके 
सुर असुर दोऊ चकित से रहि गये इकटक लेखिके 
कह “सिन्धु देव अदेवगन महें याहि जो मन भाइहे, 
आतहि स्वयम्बर माहिं तेहि जयमाल या पहिराइहे |” 


ले बारुनी अरू इन्दिरा को गयों सो निज गेह को, 
'पुनि मथन लागे सिन्धु दोठ विसराय के निज देह को; 
'कहुँ बिफल श्रम नहिं हात है यह बात हीय टृढ़ायके, 
अरु अधिक फल की आस पे विश्वास अमित बढ़ायके | 


पानि ले पीयूप घट तब आपु धन्‍्वन्तरि कढ़े, 
सुर ताहि' लेबे काज भ्रमुदित जबहिं वाकी दिसि बढ़े 
तब करकि के बलि क्यों, “वाही ठोर पें ठाढ़े रहो 
जनि लखों याक्री ओर तुम पथ आपने ग्रह को गही ।” 
२---लक्ष्मी-स्वयम्बर 
आजु है धिन्धुसुता को स्वयमवर 
ओर सुखून्दनि हु की अवाई; 
या लगि मानो महा मुद्‌ मानि 
दियो भ्रकृती सुषमा बगराई , 
सता समे मंचनि की श्रवल्लीनि पे, 
ऐसी अनूप छूटा कछु छाई; 
मानो. सुधाधघर “ने. हरखाय, 
.._ दई बसुधा पे सुधा बरसाई। 


(६ १४३ ) 


तो लगि आवन लागे विमान 

तहाँ , असुरासुखुन्द्रनि ले ले 
त्यों परिचारकहू . कर जोरि 

लगे तिन्हें मंजु बतावन गेले, 
स्वागत द्वार पे ठाढ़ो ससी 

गहि के कर मंच लो जात ले छेले 
पाँव घरा पे जहाँई धरे 

तहाँ चाँदनी चारु, चहूँ दिसि फेले | 


सम्भु, बिधाता, तथा हरि, सक्र 

जलेस, धनाधिप, नेरित, आये; 
बायुसखा, जमराज आओ पॉन 

बृहस्पति, मंगल, बुद्ध सुहाये 
त्यों सनि सुक्र,तथा बलि, बासुकी 

वान, कुमार महा छवि छाये 
किन्नर, रच्छ, विद्याधर, यच्छ, 

स्वयंबर देखन के हित धाय ॥ 


धारि दियो सिविका तिन लाय के 

तासों कढी जलरासि दुलारी 
भूषन वेस बनाय भले, 

तहाँ आय गई सबे देवकुमारी 
लीने मयंकमुखी _ कर माल 

मराल को चाल , लजाय पधारा 
लागी करावन देवन को 

परिचे वर घीन की धारनवारी | 


( १४४७ ) 


“ये सबे नागन के अधिराज हें, 

सेय महेस को धन्य कहाये; 
_धारत हैं सिर दिव्य मनीन, 

सबे विधि संकर के मन भाये; 
कंकन होत कब्रों करके, 

गुनि मानि पिनाक पे जात चढ़ाये; 
आओ इनही सौं कबों कसि के, 

सिर के जटा जूट है जात बँधाय । 


जानत हैं. सिगरे जग में, 

विप होत भुजंगम दाँत में घारो; 
पे अधराधर को छुत के, 

सो बिगारि सके कछुह न तुम्हारो; 
ले के पियूष को साज सबे, 

चतुरानन ने निज हाथ संवबारो: 
या लगि हीय में नेसुक संक, 

करो जनि मानि के बैन हमारो।” 


पे लहि सिन्धु-सुता को सँकेत, 

ले भारती ताहि चली कछु आगे, 
लाखनि लों अमिलाखनि धारि, 

मनोभव ताहि निहारन लागे, 
देख्यों जबे कमला हृग फेरि के, 

भाग मनोज महींप के जागे; 
ताको विसेष लखे अनुरागहिं 

सारदा बैन कहे रस पागे। 


( १४४ ) 

“है यह इन्द्र को आयुध मंजु 

ओ लावनिता को अनूप अगार हे 
'त्यों हरि संकर ओ विधि के 

ब्ूत को यह आपु डिगावनहार है; 
धारे. प्रसून. नराचनि पे, 

जग कोन सहे यहि वीर की मार हे; 
कीजिए याहि. कृतारथ तो, 

रति सी वर भामिनी को मरतार है ।” 


आगे बढ़ी जबे सिन्धु-सता 

चलि बानी गई जहाँ बेठे पिनाकी 
'रोकि तिन्हें ओ कहा मुसकाय के, 

भारती भोहें अमाय के बाकी, 
बोली 'सनो कमला! जग में, 

समता न करे कोऊ दान में याकी 
आओ गुन ओगुन याके दुओ, 

मति मेरी बिचारिबिचार के थाकी ।' 


जाचके देत हे बिस्व॒ बिभो, 
अपने तन पे गज-खाल सँवारत; 

जोगिन में सब सो हैं बड़े, 
पे तियाहि सदा अरधंग में घारत, 

लीन्हें. त्रिसूल रहें. कर में 
द तऊ दासनि के श्रम सूलनि टारत 

'जारि ही देत सबे- जग को 


जबे तीजा बिलोचन खोलि निहारत।! 


( १४६ ) 


भाग धत्रनि खात कितो 
पे अभे हैं. हलाहल आपु पचेके:: 
है ही दिगम्बर, बाहन बैल 
मसान में डोल परेतनि लेके: 
जोरिहे दिव्य दुकूल  जबै 
गज-खाल सों गाँठि सखीगन देके 
तो परिहास करेंगी सबे, 
अबला अनमेल त्रिबाह चितेके।” 


'व्यालनि की लखिके फुसकार; 

कछू कमला निज हीय डरानी; 
कीन्हों प्रनामा करकाय सिरे 

चतुरानन के ढिंग सा नियरानी. 
गावन को तिनके गुनगाथ को 

नहीं सकांच कछू मन वानी: 
पे अपनो करतव्य बिचारिके, 

बोली तिया सों गिरा रससानी । 


तीनहू लोक के ये करता 

अरुू चारह वेद बनावनवारेः 
दाढ़ी भई  सन-सी सिगरी 

: सिर पे कहूँ केस न दीसत कारे 
नारद सो इनके हैं. सपूत, 

तिहूंपुर ज्ञान सिखावनहारे; 
प्रेम की पास: में बाँधन को 

तुम्ह' बूढ़े बबा इत हैं पगु घारे ।” 


( १४७ ) 


मेलिके कंठ मधूक की माल, 
इन्हे. तुम आजु छतारथ कीजियो; 
ओसर संगल गावन काज, 
हमे निज बृद्ध बिबाह में दीजियों;. 
व्योंही. बिनोद. बिहारनिकों, 
इनसों मिलिके सिगरो रस लीजियो:, 
पे गृह-जीवन के सुख . की 
तपसी घर में रहि साध न कीजियो ।” 


'गुन-गोरब-गाथा सखी इनकी, 
हम पे कहू भाँति न जाति कही; 
गई बीति हमें बरस कितनी 
इनके नहि' तक को पार लही;: 
यह केतव-नीति के पंडित हे 
समता इनकी जग आप यही; 
पचिहारं किते तपसी -तपके, 
घर देत हैं पे फल देत नहीं।” 


बन्दि तिन्हदें मन में सकुचायके 
सिन्धुजा आगे कछू पयणुधारी ,. 
कोटि. मनोज लजावत जे 
पुरुषोत्तम पे निज दीठि को डारी ; 
ठाही जकी-सी छिनेक रही, . 
कर्तव्यहु को न सकी निरधारी ; 
या विधि ,ताकी दसा - अवलाकि 
कह्यों इमि बीस को. धारनवारी ४ 


( १४८ ) 


“आगे चलो सखी देखें बरे, 
परिचे इनको हम केसे कराव ; 
मो अबला की कहा गति हे 
सहसानन हू कहि पार न पाव 
जाने' कहाँ इनको गुन-गोरव 
बेद हू नेति ही नेति बताब 
बन्दत बूढ़े बबा इनके पग 
आपु महेसहु ध्यान लगाव।! 


पसिन्चुजा को हरि में अनुराग 
लग्यों त्यों अदेवनि हीय जरावन 
बार न लागी तिन्हें तनिकों, 
पल में हरि को बपु लागे बनावन ; 
आओ यहि भाँति खबे मिलिके , 
कमला की तबे मति ल्ागे अ्रमावन ; 
ता समें भोरी न जानि सकी , 
चहिये जयमाल किन्हें पहिरावन। 


देखि तहाँ हरि बेठे अनेक 
है लगे मुसकान कछूक त्रिलोचन 

त्यों प्रम में परि सिन्धु-सुता 
पहिरयाय सकी नाहें माल सकोचन 

बाकी लखे  दयनीय दसाहि 
लगे अपने मन मे बलि सोंचन 

जानि रहस्य - सँकेतहि . सो , 
नप आप निवारि दियो तिन पोचन | 


( १४८ ) 


देखि अचानक और की ओर, 
सँकोचि मधूक 'की माल सवारी; 
त्यों दुओ कम्पित हाथ उठाय, 
दियो पुरुषोत्तम के गर डारी; 
लाजन बोलि सकी न कछू , 
कस देह भई पे रामंचित सारी; 
क्री सखियानि के संग समोद, 
बिनाद-भरी निज गेह सिधारी। 


वा निसि सागर - नन्दिनी सौं, 

हरि जू को भयो तहँ मंजु बिब्ाहू; 
आय सुरासुर दोझ अनन्द सॉं, 

लीनन्‍्धों सबे मिलि लोचन लौह; 
व्यापि रहो तिहू लोक के बासिन, 

हीतल माँहि अमनन्‍द उलछाहू; 
सिन्धु ने कीन्हे किते सतकारति, 

ओो उपहार दियों सब काहू। 


श्री दरदयालुसिंह के ग्रन्थ 


काव्य-ग्रन्थ--देत्य वंश । 


पंडित रामचन्द्र शुक्त सरस 


सरस' जी का जन्म ग्राम मऊ, जिला बांदा म॑ संबत्‌ १६६० प्र 
हआ | आप डाक्टर रसाल' के अनुज हैं। इन्टरमीडियेट तक शिक्षा 
प्रात कर आपने बोर्ड आँव रेविन्यू में नोकरी कर ली और इस समय भी 
आप वहीं अ्रच्छे १4 पर हैं। आप 
पहले खड़ी बोली में रचना किया ह  स 
करते थे ओर उन रचनाश्रों का ह | 
एक संग्रह सरस संकलन के नाम 
से प्रकाशित हुआ है | क्‍ 
इसके पश्चात्‌ आपने ब्रजमापा..... लीक 
भे अमिमन्युवध नाम का एक कि 
सुन्दर खंडकाव्य लिखा, जिसमें से 
यहाँ कुछ पद संकलित किये गये हैं । 
इसके अतिरिक्त आपने अ्रलंकार- 
रस पिंगल आदि साहित्य के विविध 
अंगों की विवेचना-सम्बन्धी कई 
पुस्तक भी लिखीं, जो विविध परीक्षाओं के लिए स्वीक्षत हैं । 
सरस जी की रचनाएँ सरस, समलंक्ृत ओर सजीव हैं। वाक्य- 
विन्यास सुब्यवस्थित, संयत और ओजादि गुण से पूण रहता है । 






रा 7 
+क् हैः 
( ध 
१ 
५ 8९% छू, ४५4. 
28 7॥8४ 
१4% फ हह २०] '् 
2, ] 


अर न्च्‌ 
पस् 


बह *$ श्ज्कर 
>> ससुकन अ५सम>-क सपान की कल उडी 


क्यूक 





अभिमन्यु प्रयाण 


रासि रस-राज की बिराजि रही मूरित पे 

मुद्रा मुख-हास के बिलास को ढरी 
'सरस” बखाने, करुना की छा कोय्रनि में 

लोयनि में लाली रुद्रता की उतरी परे; 


(१५१ ) 
बक्र श्रकुटीनि में भयानकत[ भूरि भरी 
.. अद्भुत आभा सान्त-भाव साों जरी परे 


'उर उभरी परे बीर-रस की तरंग, 
करे 
अंग प्रति अंग सीं उमंग उछुरी परे। 


'पेखि उत्तरा कों मौन, बोल्यों अभिमन्यु वीर 
“कठिन समस्या एक एकाएक आई 
उत्त अरुके है पितु-मातुल हमार, इत-- 
व्यूह. रचि द्रोन जीतिबे की घात लाई है; 
जानत न ताकों कोर भेद, खेद आने सबे 
हों ही घात जानों पितु गर्भ में सिखाई हे; 
याते बेगि दीजे बिदा सार्थ सपूती करों 
ना तरु नसेहे सबे, जो बनी बंनाई हे।” 


५ 44 


ह।ए 


'लखि निज-नाथ-नेन रक्त, बर बेन ब्यक्त 

सुनि-गुनि बीर-बघू उत्तर सकाई है 
त्यों ही कनं-द्रोन-दुरजोघन से जोधन की 

दारुन ज्राई चित्त चित्रित लखाई हे; 
देखि सोम्य-मूरति, बिसूरति त्यों जुद्ध-दृस्य 

इत-उत हेरे सुधि-बुधि बिकलाई है 
मंगल-अमंगल के परि असमंजस में 

हाँन करि आई ओ नहीं न करें पाई है। 


'बस धरि-धीर बीर “नृपति बिराट-सुता 
पंच-दीप-आरती उतारनि जबे लगी 
'सरस' बखाने, पेठिं बेदि उर अन्तर मे 
ओरे कछू भारती उचारनि तबे लगी; 


( हर ) 


कम्पित सी हू के भई भमिपत सी दीप-सिखा 

बाम ओर आऑचकि सधूम हे दवे लगी; 
चकि, जकि, थहरि, थिरानी यो अनेसी लेखि 

देखि मुख, ध्यावन त्यों सुरनि सबे लगी। 


अभिमन्यु-सारथी से 

'एहो | वीर-सारथी ! चलो तो “जै मुरारि” बोलि 

मोलि अब ओर रारि रचक न लेहों में: 
सरस” बखाने, यों पुरानो सबे लेग्वा लेखि 

देहों हाथ खोलि कछू वाद न करेहों में : 
लॉक के समच्छ लच्छ बॉधघि कोटि जारि-जारि 

घनु ले समूल चक्र-व्याज-दरि देहों मैं: 
काल नियरायों हे, निधन करि वेरिन को , 

रिन को निबेरि त्यों अबरि ही चुकेहों में। 


(निज अमिसान, सान आ गुमान हैं की हम 

सूत जू ! अपूत छुल-छूत की बखाने' ना; 
सरस' कहे, त्यों कुल-कानि-आनि ही की कहें 

साँची कहें ही की ही, सभाव की प्रमाने ना : 
अतुल बली जो तात-मातुल श्रचारे' क्रद्ध 

ता हूँ जुद्ध जोरे' हम माख मन माने ना 
द्रोन, कप, कने, कृतवर्स, कुरू-राज कहा 

हम जमराज के बबा सो भीति आने ना।” 


पुनि अभिमन्यु कह्यों, 'देखों यूत! बेरिन सौं 
'त्राहि त्राहि, पारथ-सपूत' यों कढ़हों में 
'सरस बखाने. “आजु. देखत अखेंडल के 


स-महिसा -सौं महि-मंडल मसढ़ेहों में 


( १४४ ) 
छाँटि भट-भमीरनि को काल-कंड पाटि-पाटि , 
#+ हक. । कर पे चढ़हों से रे 
काटि-काटि मुंड मुंड-माली पे चढ़हों में ; 
&< दर « पा ८ कों 
रन के पिंजर में बसकत बीरनि कों , 


कीरनि लौं आनि राम-राम ही पढ़ेहों मैं ;” 


'खलबल भारी खल-बल में मचेगी जब , 

बाननि की बिकट घनाली गिरि जायगी ;. 
'सरस” बखाने, यों प्रमाने अभिमन्यु बीर , 

रबि-रथहू की चाल परि थिरि जायगी ;. 
हलचल हंहे अचला में चलकारी इमि , 

जातें फनि-पति की फनाली फिरि जायगी ;. 
काया जुद्ध-मूमि माँहि यह गिरि जायगी के , 

आज धर्म राज की दुहाई फिरि जायगी ।” 


करत मनोरथ यों रथ पे सुभद्वा-सुत, 

बीर-रस केसो अवतार नयो साजै हे; 
'सरस” बखाने, संग सेन सूर-भीरनि की, 

ताके, ज्यों बिभाव-भाव ले प्रभाव राजे हे ; 
आया ढिंग समर-थल्नी के रथ माँहि बली, 

चौँकि रिपु-सेन चत्ली सोचि भानु अआजे हे। 
लखि अभिमन्यु कों जिते के ते तिते के रहे, 

चकित चितै के रहे सोचि, को बिराजे है। 


पेखि अभिमन्यु को समन्यु कहे कोऊझ यह, 
७ कि, 
गेय कार्तिकेव को अजेय अवतार हे; 
[4 5 8 6 
मूरति ब्रिलोक सॉम्य 'सरस़” : प्रमाने कोऊ, 
ओर ० चर ५5/ क७ 
ओज-भंरी साँचों यह मार-सुकुमार है; 


( शश४ ) 


गौरव बिचार कहे कोऊ यह कौरव को, 
... प्रगख्यों पराभव भयंकर अपार है; 
कोऊ त्यों बखाने, अभिमन्यु बेप-धारी जिष्णएु, 

बिष्णु सेस-सायी बन्यों पारथ कुमार है। 


'कहत दुसासन सँभारि यों उसाँसन को 
यह तो त्रिबिक्रम को बिक्रम-बिसाल हे 
“सरस बखाने, आय करन प्रमाने 
के तो जामदग्नम, अम्नि देव के कराल है? 
'सोचत जयद्रथ महद्रथ भयंकर हे 
आयो प्रल्यंकर त्रिसूली महा काल है : 
बोले द्रोन बिहँसि, हमारे! सिष्य पारथ को 
कासल-कृतारथ लड़तो यह लाल हे”? 


रणांगण में आभिमनन्‍्यु 

'पारथ कुमार ! सकुमार मार हूँ तें तुम 

'सरस” सलोनी बेस साभा सरसाये हो 
यह अनुहारि को 'निहारि अनुमाने' हम 

माने म्गया कों चलि भूलि इत श्राये हो 
'कहत जयद्रथ, “अयान यह जाने कहा 

तुम तो सयान, सूत ! यान किमि लाये हो ?”? 
'निठुर युधिष्ठटिर के शआये पठाये इत 

ठाये चित केसो हित-अहित भुलाये हो ।” 


नृपति जयद्रथ ! महद्रथ ” गुमानी सनो 

बिन छल-सानी यह जैसी-कछू भाखों में; 
'सरस' बखाने, यों प्रमानें. अभिमन्यु आन 

ध्यान के तिहारों छुल-छिद्र मन माखों में 


( ९५४ 9) 
जा मुख सो बालक क्ताय हुं तामुख को, 
. कदुक के बीर-बाल हबोां अभिनासखा मे , 
जासों किन्तु नीच मीच ! रावरी लिखी हे ताही | 
पूज्य पितु-बान छेत तेरी सीस राखों में । 
स॒नि ,कढ़॒ बैन यौं जयद्रथ रिसोहे हेरि 
भोहें फेरि दीन्द्यों बेगि हाथ घनु-सर 
'सरस' बखाने कह्मां, “मूरख न सान जु प 
जानेगी हमें तो जबे जेहो जम-घर में: 
को के सनी आ असनी सी उत्तरस ताला 
ताकि तीर तमकि पंवार हरबर में 
दीख्यां दाहिने मे सिन्ध-राजः के समूचों थ 
. ऊँची उठि आयों किन्तु आधों बास कर से । 


“+£ 


है 


“एसी छुद्र-छोटी पुनि टूटी धनुहीं ले तुम 

रोपि रन-रुद्र श्री त्रिजे को लहियों चहा; 
सरस”' बखाने, अभिमन्यु मुसकाय कषह्मां 

“ज्ञात हम द्वार सो गहों जा गहियां चहा 
तजि मरजाद, सिन्धु-राज ! परि पाछे पुनि 

आय बड़बागि सों दहों जो दहिबों चहो 
नातरू हमारी कृपा, रावरी ज्पा को भार 

टारन को सीस ते रहो जो रहिबाो चहा।” 


“रहि-रहि धाय दीठि सख्ध आर जाय ठाहें, 
बहि-बहि, त्रह्म-अख्न- लौं प्रबाह कर कों;” 
सरस' बखानें, अभिमन्यु यो प्रसान पुन 
“जात जरौ लोह मन्यु सौं सरीर भर को 
छा: ज्० कॉप--९न्‌ 


( १४६ ) 


'कलमख वारों, कठु, कारों ओ नकारों कहूँ, 
होतों जो न खारों, अनिखारों, दोषकर कों 

'तौ पुनि तिहारों सिन्धु-राज ! आज जीवन ले 
देतों अध रुचि सों रिकाय दिनकर कों। 


'राघव-समान हाथ-लाघव बिलाकि तास 
सिन्घधुराज चाहि ओर सराहि हिय रहिगे 
'सरस” बखाने, घनु टूटे भये ऐसे अत्रस्त 
अख-संस्र॒ एक हँ न क्‍यों हैं कर गहिगे 
राजनि की ओर हेरि ल्ाजनि समाये जो लो 
भोचकि भुराये देखे क्रोतुक यो ठहिगे 
ता लो उत्तरस के अमोघ बर बाननि सा 
चक्रव्यूह-दार के महान खम्भ दहिगे। 


'स्यन्दन सुमित्र सूत हॉक्थों के बिचित्र ढंग 
रिपु-दल देखि दंग हं अति चकायो 
'सरस, बखाने, कनं-द्रोन लों ग्रबुद्ध सुद्ध , 
बीरनि हूँ माया-जुद्ध ताहि ठहरायों 
सकल चमू में चले चक्र लॉ चहूंधघा चारु, 
कोंधि चंचला लों नीठि दीठि चॉोंधियायों 
रंच न थिरात, जात मन के मनोरथ लों। 
एक हो. अनेक बीर व्यापक लखायो 


जी जॉन 
ढक 
कु 


डे हा 


-सुभट सुभद्रा-सुत बीरनि की भीरनि में 
चारों ओर केसरी-किसोर लौं गराजै है; 

'सरस' बखाने, देखि भीरि. रिपु-बाननि की 
आनन .पे ओप ले सचोप कोप छाजे है 


( १४७ ) 


रंग बद्रंग त्यों बिपच्छिनि कलों दंग देखि 
रंग निज लेखि मन्द-हास भुख राजे हे 
द्र-रस रॉज्यों त्यों भयानक सों मॉज्यौ मनो 
बीर-रस हास के बिलास में बिराजे है। 


तमकि तपाक सों सुभद्रा को लड़ेंतों लाल 
लाल करि नेन सिह-सावक लो गाजे है : 
'सरस” बखाने, ज्या-निनाद सों दिसानि परि 
कंचन-कादंड पे प्रचंड सर साजे है; 
बान मरि लाये मंडलीकृत सुचाप-बीच 
मंजु मुसुकात मुख-संडल यों राज है; 
सारत मयूख लो मयुख रब्रि-मंडल पे, 
करत अमंगल ज्यों मंगल बिराओे हे। 


परम तरंगी रन-रंगी पारथी हे. बीर. 
तीखे-तीर आनि भट-भीरि छाँटि देत है; 
करि ग्रलयंकर भयंकर सक्रद्ध जद्ध 
रुद्र लों बरूथिनि समुद्र पाटि देत है। 
सरस” कहे, त्यों बाल-प्रकृति-कुतुहल के . 
काह को विचारि डरपोक डाॉँटि दत है 
नासा-कान काह के हँसी ही में निपाटि उेत 
कांतुक सो काहू की कलाई कारटि देत है। 


पावस में मंडल दिखात बनन्‍्द्रमा में जैसों 
तेसो मंडलीकृत सरासन  लखावे है : 
हाथ पारथी को भाधथ-भीतर' सिधावे कब्े 
सायक निकास ओर बिकास कत्रे पावे हे 


( श्ट८ ) 


सरस” बखाने, अनुम्नाने पै न जाने ओर 
माने मुख-मंडल सों तेज-तीर घावे हे; 
लेखन में आबे ना परेखन में आवे पुनि, 
देखन में आंबे ना निरेखन में आबे हे। 


कोपि अभिमन्यु रन-रोपि ज्यों टेकोरयों धनु , 
काँप उर चाँपि रहे सूर सरकर्स लों 
सरस” बखाने, यों सँधाने बीर-तीर-भीर 
रुधि सरन-घीर भये कीर परवस 
तोलन न॒पावें धनु; खोलन न पा मुख 
सनमुख बोलन न पा करकस लॉ; 
देखत हू देखत बनाव॑ बीर बाननि सो 
आनेनि रिपूनि के खुले पे तरकस ला। 


५ 


'कौसल-बनी लो अभिमन्यु-रनी-कोसल यों, 
देखि गुरु द्रोन सों सराहि चाहते बन्यों 

“सरस”' बखाने, उसगान्यो इमि छाह-मोह , 
द्रोह-काह टठारि प्रेम-बारि,. बहते बन्‍्या 

दूरि दढुरे हपा-दुरासाव, त्रपा का भ्रसात्र 

.. साँचों कृपा-भाव को स्वभाव गहते बन्यों 

पारथ पिता हूँ धन्य! ऐसे सत-सारथ का 
पारथ-गुरू हो धन्य ! हो हूँ कहते बन्यों। 


जीते शत्रु-पच्छ सिध्य-वारों के हमारों पच्छ 
जीति रन-दच्छ-द्रोन ही, के दुहूँ कर 

गुरु की कहा है. कुरु-राज कहे जोधनि सों , 
सिधष्य-सुत जीते जस दूना जग भर 


7 


ह। 


( १८६ ) 


'सरस” बखाने, गुनी-गनक प्रमाने यहे , 
माने हम सोई लेखिबलीला यों समर में; 
जापे' दीठि देत नीठि ताकी तो करे समृद्धि, 
वृद्धि ना करे है गुरु बेठे जाहि घर में। 


“सम्मुख भई हे दुःखदायी जोगिनी थों आजु , 
होता न तो ऐसी, एक बालक सों हारे! हम 
सरस? सुनावें, यों बतावें बीर ले उसाँस 
बढ़े-बढ़े ऑस यों लहू के' हाय ! ढार हम 
सक्र के बिज़ेता द्रोन, कर्न, आपु अक्र भये 
बक्र विधि हे गये हमारें थों बिचारें हम 
बादि ही हमें तो कुरुराज ! यों घिकारें आपु। 
आपे आपु आपने को आपु ही धिक्कारें हम |? 


धाक अभिमन्यु की घँसी यों, बसी ऐसी हॉँक , 
आक न दिखात, परे ब्योंत बिथराने से; 
'सरस” बखाने; कुरुराज के कढ़ न ब्रेन 
नेनहूँ चढ़ें न बढ़ें बाहु बिथकाने से। 
हिम्मति-हुलास हिये हुमसि दिराने सबे , 
उकसि उराने रोाष-दोपहूँ सिराने से; 
ऐसी भीति-भसावना समाई रग-रग माँहि, 
डगमग जाँहि पग, मग में थिराने से। 


जात दुरि जोधन «में काह दुरजघोन ! तू 
तोसों बैर-सोधन- के हेतु लरिबो चहों ;” 

'सरस” बखाने? यों प्रमोने उत्तरेस बीर , 
. “देवि-द्रोपदी कौ. दाह-दुःख-दरियों . चहों.; 


( १६० ) 


देखत अनी के नीके चंडिका के खप्पर मैं, 
स्ोनित तिहारों , आनि भूरि भरिबों चहों ; 
पूज्यवर भीम की तिद्दारी जाँच तोरिबे की 
तोरि क प्रतिज्ञा न अवज्ञा करिबों चहों।” 


“आया बान-पथ पे न रथ प., लुकाने जाव 

एक तुम कारन हों यह रन-रार. कें 
जेहि बल भूलि, अतिकूल हे रहे हो फूलि 

तूल लो उड़ेहों ताहि देखत तमारि के ;” 
सरस” बखाने, “हम बचन प्रसाने आजु , 

बचन बचाये हूँ न पेहो त्रिपुरारि के; 
सरन निवारों चहा करन! हमारी तब 


सरन लहो ओ गहों चरन मुरारि के। 


अनुर्मसात सानि आनि साई माति कन बीर 
तीखे तीर तीसक सरासन पे साजे 
सरस' बखाने, अनजाने पारथी को घन 
कार्टि हूँ महारथी कहावत 'न लाजे 
छित्न विसिखासन के लीन्हें जुग भाग भिन्न 
पारथ-कुमार यों घरीक लों बिराजे 
संडित-प्रताप . सम्भु चाप करि. खंडित ज्यों 
ढ-जुग लीन्हें रामचन्द्र. छबि छाजे 


गदर. मद. 4गर 


आई बीर-पानि में मिप्रान सों कृपानि कढी 
पानी-चढ़ी बादू सों अगाढ़ गढी ढाबे है 

“सरस' बखाने, त्यों बिपच्छिनि को पर्छिनि लौं 
लपकि लपालप  खपाखप- खपाये है 


( १६१ ) 


सक्र-असनी लों चक्र-ब्यूह की अनी लौं घूमि, 
८5. रे बे हे 
चूमि-चूमि भूमि पुनि ब्यौस कों सिधावे है; 
रिपु-बल-साली . सैन-सघन-घनाली . माँहि, 
खेल चंचला लों चारु चमक दिखाबै है। 


कढ़्त मियान-गर्त-सोँ सदामिनी लौं कौंबि, 
चख चकचोंधि चले यां प्रभानि पागी है; 
न्‍ ण ध. के कि में 
सरसः पढ़ त्यों बढ़े लपकि प्रभंजन मैं, 
पाय रिपु-प्रानपोन और जोर जागी है; 
जीवन णड़ाय ताप-जीवन-बिलासिनि को, 
दल्दल हूँ को छारिबे मैं अनुरागी है: 


है 


पानीदार पारथ-सखपूत की कृपानी-गत, 
किक 


पानीदार-घार में बिलीन बड़वागी है। 


हुटे अल्म-शत्र देखि छूटे अवसान जबै, 
त्रस्त हे कछ्ूक अभिमन्यु अकुलायों है: 
वसरस” बखाने, त्यों श्रपंचिनि-प्रपंध लेखि, 
पेखि भरि बानन की आनन उठायो है; 
कहि कट बैन, नेकु नैन-मुख बक्र करि, 
अक्र करि सेन, रथ-चक्र गहि धायौ है; 
सक्र-मदहारी चक्रशधारी हे सक्रुद्ध मानों; 
भीष्म-जुद्ध-नश्य. आय फेरि दुहरायौं है। 


( ९६४ 
लौन्दो' खेत भारी कुरु-नाथ सों अकेल जाय, 
सन को कियो है धाय-धाय हल-बल ते' 
'सरस” बखाने, अरि-हर' सर सों बखेरि, 
हेरि अन्तराय कों निकाय हरयों तल ते; 
सींचि निज सर निकासे पुनि जीवन सों, 
टारी अरि-ईति-भीति सारी बाहु-बल- ते; 
काटि-का ट फूले-फरे, बिखवा सुकीरति के', क्‍ 
रासि के सुभद्वानन्द सोयों परि कल ते'। 


रमकबाब्क है (2) # 
3५,८१5 


परिचय 


१--.श्री बदरीनारायण चौधरी 'प्रेम घन.” मिरजापुर 
( जन्म सं० १६१२-निधन सं० १६७६ ) 
२--पंडित श्रीधर पाठक, पद्मकोट, प्रयाग 
( जन्म सं० १६१६-निधन सं० १६८५ ) 
३--पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओघ', आजमगढ़ 
( जन्म सं० १६२२ ) क्‍ 
४--श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर', राजमहल्ल, अयोध्या 
( जन्म सं० १६२३-निधन सं० श््८६ ) 
४--लाला भगवानदीन “दीन”, काशी 
'( जन्त सं० १६२३-निधन सं० १६८७ ) 
६-- रायदेबीप्रसाद 'पूण', कानपुर 
( जन्म सं० १६२५ निधान सं० १६७२ ) 
७--पंडित सत्यनारायण 'कबिरल्र', घाँधूपुरा आगरा 
( जन्म सं० १६४१-निधन सं० श्६७फ् ) 
'८--श्री वियोगी हरि, हरिजन आश्रम, देहली 
( जन्म सं० १६ ) 
“रावराजा डाक्टर, श्यामबिहारी मिश्र लखनऊ 
( जन्म सं० १६३० ) 
रायबहादुर शुकदंव बिहारी मिश्र, लखनऊ 
( जन्म सं० १६३२५ ) 
१०--डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, विश्व विद्यालय, प्रयाग 
( जन्म सं० १६४६ ) 
११--..श्री दुलारेलाल' भार्गव, लुखनऊ 
हिन्म सं० १६४६ ) 


( १६४ 9) 


१२--डाक्टर रामशंकर शुक्तल 'रसाल', विश्व-विद्यालय, प्रयाग 
( जन्म सं० १६५४० ) 
१३--श्री हरदयालुसिंह, कूसी, प्रयाग 
( जन्म सं० १६४० ) 
१४--पंडित रामचन्द्र शुक्त सरस”, नया कटरा, इलाहाबाद 
( जन्म सं० १६६० ) 


इंस संग्रह में निश्च-लिखित काव्य-य्रन्धों से 
अवतरण लिये गये हें 


प्रेमघन सवस्व--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | 

काश्मीर सु बमा-र्राय साहब, रामदयाल अगरबाल' कटरा, प्रयाग | 
रस कलस--खडग-विल्लास प्रेस, बांकीपुर । 

र्ाकर--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 

ऊधव शतक--रसिक-मंडल, प्रयाग । 
पूर्ण-संग्रह--गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय; लखनऊ । 
हृदय-तरंग--नागरी प्रचारिणी, सभा; आगरा । 
वीर-सतैसइ---साहित्य प्रेस, प्रयाग । 

मुक्तक-मंजूश--अ्रप्रकाशित | 

दुलारे दोहावली -गंगा-पुश्तकमाला कार्यालय, लखनऊ | 
रसाल-मंजरी---अ्रप्रकाशित । 

देव्य-वंश--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद । 
अभिमन्यु-वध--राय साहब; राम दयाल- अगरवाल कटरा, प्रयाग ! 


( १४४५ ) 


जा मुख सों बालक कक्‍्ताय हँसे,ता मुख को 

क'दुक के बीर-बाल हंबो अभिलाखों में , 
जासों किन्तु नीच मीच ! रावरी लिखी हे ताही 

पूज्य पितु-बान हेत तेरी सीस राखों में | 


सनि कट॒ बैन यों जयद्रथ रिसोहि .हेरि 

भोहें फेरि दीनन्‍्हो बेगि हाथ धनु-सर में ; 
सरस' बखाने कह्मा, “मूरख न मान जु प॑ 

जानेगी हम ता जब जैह जम-घर में; 
की के सनी आओ असनी सी उत्तरस तोल! 

ताकि तीर तमकि पंवार हरबर में 
दीख्यां दाहिने म॑ सिन्ध-राज के समूचों 

ऊँचो उठ आयी किन्तु आधो बाम कर से । 


“एसी छुद्न-छाटी पुनि दृटी घनुहों ले तुम 

रोपि रन-रुद्र श्री विजे को लहियो चहां 
सरस”' बखाने, अभिमन्यु मुसकाय कट्मो 

“जात हम द्वार सो गहों जो गहिबों चहा ;- 
तजि मरजाद, सिन्थु-राज ' परि पाछे पुनि 

आय बवड़बागि सो दहों जो दहिबो चहों; 
नातरू हमारी कृपा, रावरी ज्रपा को भार, 

टारन को सीस ते रहो जो रहिबो चहाँ।”? 


“रहि-रहि घाय दीठि सम्र आर जाय ठहि 
बहि-बहि ,नत्रह्म-अम्त्र .ज्नों प्रवाह कर कों:” 
सरस' बखाने, अभिमन्यु. त्रों प्रमाने पुनि 


जात जरी लोह मन्यु सों सरीर भर को ; 
८ जब० का८--१२ 


( १५६ ) 


कलमख वारों, कटु, कारों ओ नकारों कहेँ 
होतों जों न खारों, अनिखारा, दोपकर को 
तो पुनि तिहारों सिन्धु-खज़ !' आज जीवन ले 
देती अघ रुचि सों रिकाय दिनकर को।” 


'राधव-समान हाथ-लाघव बिलाकि तास 
सिन्धुराज चाहि ओर सराहि हिय 'रहिगे 
सरस” बखाने, घनु टूट भय ऐसे अत्रस्त 
अख-सख्र॒ एक हूँ न क्‍यों हूँ कर गहिग . 
राजनि की ओर हेरि ल्ाजनि सरुूमाये जो लों 
भाचकि भुराये देखि कोतुक यों ठहिगे 
तो लो उत्तरेस के अमोधघ बर बाननि सौ 
चक्रव्यूह-दार॒ के महान खम्भ ढहिंगे। 


'स्थन्द्न सुमित्र खूत हॉक्यों के बिचित्र ढंग 
रिपु-दल देखि दंग हें. अति चकायो है: 
सरस, बखाने, कर्न-द्रोन लों ग्रबुद्ध सुद्ध 
बीरनि हूँ साया-जुद्ध ताहि. ठहरायों है: 
सकल चमू में चले चक्र लौं चहूंघा चारु 
कोंधि चंचला लों नीठि दीठि चौंधियायों है; 
रच न थिरात, जात मन के मनोरथ लौं। * 
एक हें अनेक बीर व्यापक लखायीौं है। 


'सुभट सुभद्रा-सुत बीरनि * की भीरनि में 
चारों ओर केसरी-किसोर लो गराजै है । 

“सरस! बखाने, देखि भीरि रिपु-बाननि की 
आनन मे ओप ले सचोप कोप छाजे है 


( १४७ ) 


रंग बदरंग त्यों बिपच्छिनि कों दंग देखि , 
रंग निज लेखि मन्द-हास मुख राजै है; 
रोद्र-रस रॉज्यों त्यों भयानक सौं माँल्यौ मनो , 
बीर-रस हास के बिलास में बिराजे हे। 


तमकि तपाक सों सुभद्रा को लड़ोतो लाल , 
लाल करि नेन सिंह-सावक लो गाज है: 
'सरस” बखाने, ज्या-निनाद सों दिसानि पूरि , 
कंचन-का्दंड पे प्रचंड. सर सा छे; 
बान भरि. लाथ मंडलीकृत सुचाप-बीच , 
मंजु मुसकात मुख-मंडल यों राज है; 
सारत मयुखत्र लॉ मयूख्थर॒ रबि-मंडल पफ्े, 
करत अमंगल ज्यों मंगल बिराजे है। 


परम तरंगी रन-रंगी पारथों हे बीर. 
तीख-तीर आनि भट-भीरि छाँटि देत है; 
करि. प्रललयंकर भयंक्रर सक्रद्ध जुड़ . 
रुद्र लॉ बम्दधिनि समुद्र पाटि देत हैे। 
'सरस' कहे. त्यों बाल-प्रक्रति-कुतुहल के - 
काह को विचारि डरपाक डॉटि देत है, 
नासा-कान काह के हँसी ही में निपाटि देंत 
कीतुक सो काह की कलाई कार्टि देंत है। 


पावस में मंइल दिखात चन्द्रमा पे जैसा 
तेसी मंडलीकुत सरासन . लखावें हे: 
शत 


हाथ पारथी को मसाब-भीलर सि्राव कबे. 
॥ की ति के पावे हे 
सायक निकास ओर बत्िकास कबे पावे हो; 


( १४८ ) 


सरस” बखाने, अलुमाने पै न जाने और . 
माने मुख-मंडल. सौं तेज-तीर धावे है; 

लेखन में आबे ना परेंखन' में आवे पुनि. 
देखन मैं आवे ना निरेखन में आवे है। 


कोपि अभिमन्यु रन-गोपि ज्यों टेंकोर॒यों धनु , 
काँप उर चाँपि रहे सूर सरकस लीं; 
मसरस” बखाने, यों सँधाने बीर-तीर-भीर , 
रेघधि रन-घीर भये कीर परवस 
तोलन न॒पाबें धनु; खोलन न पाव मुख , 
सनमुख बालन न ॒पावे करकस 
देखत ही, देखत बनाबे बीर वाननि सो, 
आननि रिपूनि के खुले पें तरकस लॉ। 


? 


है, 


औसल-धनी लों अभिमन्यु-रनी-कोसल यों, 
देखि गुरु द्रोन सौँ सराहि चाहते बन्यो ; 
“सरस”' बखाने, उमगान्यों इमि छोह-मोह , 
द्रोह-काह टारि. प्रेम-बारिं. बहते बन्यो , 
दूरि दुरै द्वेंत-दुराभाव, त्रपा को प्रभाव , 
साचों क्ृपा-भाव को स्वभाव गहते बन्यों; 
'पारथ पिता हो घन्य! ऐसे सुत-सारथ को , 
पारथ-गुरू हो धन्य ! हो हूँ कहते बन्यों। 


जीते शत्रु-पच्छ सिध्य-वादौं के हमारों पच्छ , 
जीति रन-<च्छ-द्रोन ही 'कें ढुहँ कर 
गुरु की कहा है. कुरुःराज कहे जोधनि सो , 
सिष्य-सुत जीते! जंस दूनो जग भर 


है 


है। 


( १५८ ) 


'सरस”ः बखाने, गुनी-गनक प्रमानें - यहै , 

माने हम सोई लेखि लीला यों समर में; 
जापे' दीठि देत नीठि ताकी तो करे समद्धि , 

वृद्धि ना करे हैँ गुरु बैठे जाहि घर मैं। 


“सम्मुख भई है दुःखदायी जोगिनी थों आजु , 

होता न तो ऐसो, एक बालक सों हारे! हम 
सरस? सुनावें, यों बताब॑ बीर ले उसाँस 

बड़े-बड़े ऑस यों लहू के' हाय ! ढार हम 
सक्र के बिजेता द्रोन, करने, आपु अक्र भये , 

बक्॒ विधि है गये हमारें धों बिचारें हम; 
बादि ही हमें तो कुरुराज ! यों घिकार आपु। 

आपे आपु आपने को शआरपु ही थिकारें हम |? 


धाक अभिमन्यु की धँसी यों, बसी ऐसी हॉक , 
आक न दिखात, परे ब्योत विथराने से; 
सरस” बखाने; कुरुराज के कढ़ न बेन 
नेनहूँ चढ़े न बढ़ बाहु बिथकाने से। 
हिस्‍्मति-हुलास हिये हुमसि हिराने सबे , 
उकसि उराने रोष-दोयहूँ सिराने से; 
एसी भीति-भावना समाई रग-रग माँहि, 
डगमग जाँहि पग, मग में थिराने से। 


जात दुरि जोधन * में काह दुरजघोन ! तू , 
तोसों बैर-सोघन के हेतु लरिबों चहीों : 

'सरस” बखारे, यों प्रमाने" उत्तरस' बीर 
“देवि-द्रोपपी को दाह-दुःख-दरिबो चहें ; 


( १६० ) 


देखत अनी के नीके चंडिका के खप्पर मैं, 
सोनित तिहारों *“आनि भूरि भरिबों चहों 
पूज्यवर भीम की तिहारी ज़ाँच तोरिबे की 


3] 


तोरि के प्रतिज्ञा न अवबज्ञा करिबो चहों।” 


“आवा बान-पथ प॑ न रथ पे, लुकाने जाव 
एक तुम कारन हो यह रमन-झरार - के 
जेहि बल भूलि, प्रतिकूल हे रहे हो फूलि 
तूल लों उड़ेहों ताहि देखत तसमारि 
सरस” बखाने, “हम बचन प्मानें आजु, 
बचन बचाये हूँ न पेहां त्रिपुरारि के; 


मरन निवारों चहों करन! हमारी तब 
सरन लहो ओ गहों चरन मुरारि 


री 5 
बज के 
च्ज 


५ 

के 
श् 

ऑफ 


अनुसात स्रानि आनि सोई मति कने बीर 
तीखे तीर तीसक सरासन पे साजे 
'सरस” बखाने, अनजाने पारथी कौ धनु, 
कार्ट -हूं महारथी कहावत न लाजे 
छिन्न बिसिखासन के लीन्हें जुग भाग भिन्न 
पारध-कुमार यों घरीक लों बिराजे 
संडित-प्रताप सम्भु चाप करि खंडित ज्यों 
खंड-जुग लीन्हें रामचन्द्र छबि छाजे 


हि ३ ८24 
कि 


हैँ, 


_्द 

डर 

न ही 
जज मे 


आईं बीर-पानि में मिप्रान सों कृपानि कढी 
पानी-चढ़ी बाढ़ सों 'प्रगाद गढ़ी ढावै है ; 

“सरस' बखाने, त्यों बिंपच्छिनि को पश्छिनि लौं 
लपकि लपालप “खपाखप खपाबे है 


( १६१ ) 


सक्र-असनी लो चक्र-ब्यूह की अनी लों घूमि, 


चूमि-चूमि भूमि पुनि व्यौम को सिधाबै हे; 


रिपु-जल-साली. सैन-सधन-घनाली . माँहि, 


खेल चंचला हा चार चमक दिखाये हे। 


'कढ़त मियान-गतं-सो सदासिनी लो कोधि, 


चख चकचोंधि चले यो प्रभानि पागी 


'सरस” पढ़ त्यों बढ़ें लपकि श्रमंजन मैं, 
पाय रिपु-प्रान-पोन और जोर जागी 
जीवन उड़ाय. ताप-जीवन-बिलासिनि को, 
दलदल हूँ कों छारिबे में अनुरागी 


पानीदार पारथ-सपृत की कृपानी-गत, 
पानीदार-घार में बिलीन बड़वागी 


टूटे अख-शखस्र देखि छूटे अवसान जबे, 
त्रस्‍्त छल कछूक अभिमन्यु अकुलायों 
“सरस” बखाने, त्यों प्रपंचिनि-प्रपंच लेखि, 
पेखि भरि बानन की आनन उठायो 
कहि. कु बन, नेकु लेन-मुख बक्र करि, 
अक्र करि सेन, रफ-चक्र गहि धायो 
सक्र-मदहारी चक्रध्घारी हू सक्रेद् मानो; 
भीष्म-जुद्ध-इश्य.. झाय  फेरिं दुहरायों 


हे; 
है; 
हे । 


( ६२ ) 
लौन्हौं खेत भारी कुरु-नाथ सौं अकेल ,जाय, 
मन को कियों हे घाय-धाय हल-बल ते. 
सरस” बखाने, अरि-हर सर सो बखेरि, 
हेरि अन्तराय कौ मिक्राय हस्यों तल ते 
सींचि निज सर निकासे पुनि जीवन सो, 
टारी अरि-इंति-भीति सारी बाहु-बल ते: 
काटि-का ट फूले-फरे बिरवा सुकीरति के', 
रासि के सुभद्वानन्द सोयों परि कल ते ' 


परिचय 


१--श्री बदरीनारायण चोधरी. प्रेम घन, मिरजापुर 
( जन्म सं० १६१२-निधन सं० १६७६ ) 
“२--पंडित श्रीधर पाठक, पद्मकोट, प्रयाग 
( जन्म सं० १६१६-निधन सं० श्ृ८ण५ ) 
.३--पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिआध', आजमगढ़ 
( जन्म सं० १६२२ ) 
'?--श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर| राजमहल, अयाध्या 
( जन्म सं० १६२३-निधन सं० श्६८६ ) 
४---लाला भंगवानदीन 'दीन”, काशी 
( जन्त सं० १६२३-निध्रन सं० शृ६८७ ) 
६-- रायदेवीत्रसाद 'पूण”, कानपुर 
( जन्म सं० १६२५ निधान सं० १६७२ ) 
७--पंडित सत्यनारायण “कबिरलत्र, धाधूपुरा आगरा 
(जन्म सं० १६४१-निधन सं० १६७५ ) 
८---श्री वियोगी हरि, हरिजन आश्रम, देहली 
( जन्म सं० १६ ) 
--रावराजा डाक्टर, श्यामबिहारी. मिश्र लखनऊ 
( जन्म सं० १६३० ) 
रायबहादुर शुकदेव बिहारी मिश्र, लखनऊ 
( जन्म सं० १६३४ ) 
'१०--डाक्टर रामप्रसाद त्रिपीठी, विश्व विद्यालय, प्रयाग 
( जन्म सं० १६४६ ,) 
११--श्री दुलारेलाल भागव, लखनऊ 
जन्म सं १६४६ ) 


(६ ६४ ) 


२--डाक्टर रामशंकर शुक्त 'रसाल', विश्व-विद्यालय, प्रयाग 
( जन्म सं० १६५० ) 
१३--श्री हरदयालुसिंह, कूसी, प्रयाग 
( जन्म सं० १६४० ) 
१४---पंडित रामचन्द्र शुक्त सरस', नया कटरा, इलाहावाद 
( जन्म सं० १६६० ) 


इस संग्रह में निम्न-लिखित काव्य-य्रन्थों: से 
अवतरण लिये गये हैं 


प्रेमघन सवस्व--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | 

काश्मीर सुबमा>-राय साहब, रामदयाल अ्रगसर्वाल कटरा, प्रयाग । 
रस कल्स--खडग-विलास प्रेस, बॉकीपुर । 

रज्लाकर--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 

ऊधंव शतक--रसिक-मंडल, प्रयाग | 
पूर्ण-संग्रह--गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय; लखनऊ | 
हृद्य-तरंग--नागरी प्रचारिणी, सभा; आगरा | 
वी₹सैंतसई--साहित्य प्रेस, प्रयाग । 

मुक्तक-मंजूघा--श्रप्रकाशित । 

दुलारे दोहाबली --गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ | 
रसाल-मंजरी--अ्रप्रकाशित । 

देत्य-बंश--इंडिथन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद | 
अभिमन्यु-बध--राय साहब; राम दयाल अगरवाल कटय, प्रयाग | 


